शृंखला की कड़ियाँ 


( भारतीय नारी की समस्याओं का विवेचन | 


श्री महादेवी वो, 
एस० ए० 


साधना-सदन 
प्रयाग 


तृतीय संस्करण 
जूत, १६४४ १. रैक 0७ 


मुद्रक 
बी० एल० वारश्नी, 
वारश्नी प्रेउ, कव्रा, इलाहाबाद 


अपनी बात 


विचार के छरणों सें मुझे ग्य लिखना ही अच्छा लगता रहा है, 
क्योंकि उसमें अपनी अनभूति ही नहीं बाह्य परिस्थितियों के विश्लेषण के' 
लिए, भी पर्याप्न अवकाश रहता है। मेरा सबसे पहला सामाजिक निबन्ध 
तब लिखा गया था जब मैं सातवीं कक्षा की विद्यार्थिनी थी अतः जीवन 
की वास्तविकता से मेरा परिचय कुछ नवीन नही है। 

प्रस्तुत संग्रह में कुछ ऐसे निबन्ध जा रहें हैं जिनमें मैंने भारतीय 
नारी की विषम परिस्थितियों को अनेक-दृष्टिविन्दु से देखने का प्रयास 
किया है। अन्याय के प्रति मैं स्वभाव से असहिष्णु हूँ अत: इन निबन्धों 
में उग्रता की गन्ध स्वाभाविक है, परन्तु ध्वंस के लिए, ध्वंस के सिद्धान्त 
में मेरा कमी विश्वास नहीं रहा । मैं तो खुजन के उन प्रकाश-तत्वों के 
प्रति निष्ठावान हूँ. जिनकी उपस्थिति में बिक्ृति अन्धकार के समान 
विलीन हो जाती है । जब तक प्रकृति व्यक्त नहीं होती तब तक विकृति 
के ध्वंस में अपनी शक्तियों को उल्लका देना वैसा हो है जैता प्रकाश के 
अभाव मे अँघेरे को दूध से घो-धोकर सफ़ेद करने का प्रयास | वास्तव” 
में अन्धकार स्वय कुछ न होकर आलोक का अमाव है इसीसे तो छोय 
से छोण दीपक भी उसकी सघनता नष्ट कर देने में समर्थ है। 


[ $ ] 

भारतीय नारी भी जिस दिन अपने सम्पूर्ण प्राशप्रवेग से जाग सके 
उस दिन उसकी गति रोकना किसी के लिए सम्भव नहीं | उसके अधि- 
कारों के सम्बन्ध में यह सत्य है कि वे मित्ताइति से न मिले हैं न 
मिलेगे, क्योंकि उनकी स्थिति आदान-प्रदान-योग्य वस्तुओं से भिन्न है। 
समाज सें व्यक्ति का सहयोग और विकास की दिशा में उसका उपयोग 
ही उसके अधिकार निश्चित करता रहता है और इस प्रकार, इसारे 
अधिकार, हमारी शक्ति और विवेक के सापेक्ष रहेंगे | यह कथन सुनने 
में चाहे बहुत व्यावद्वारिक न लगे परन्तु इसका प्रयोग निर्मान्त सत्य सिद्ध 
होगा। अनेक बार नारी की बाह्य परिस्थितियों के परिवर्तन की और 
ध्यान न देकर मैं उसकी शक्तियों को जाग्रत करके परिस्थितियों में 
साम्य लानेवाली सफलता सम्मव कर सकी हूँ। समस्या का समाधान 
समस्या के ज्ञान पर निर्भर है और यह शान शाता की अपेक्ता रखता है। 
अत; अधिकार के इच्छुक व्यक्ति को अधिकारी भी होना चाहिए । 
सामान्यतः भारतीय नारी में इसी विशेषता का अभाव मिलेगा । कहीं 
उसमें साधारण दयनीयता है और कहीं असाधारण विद्रोह है, परन्तु 
सन्तुललन से उसका जीवन परिचित नहीं | 

प्रस्तुत निब्रन्ध किस सीमा तक सोचने की प्रेरणा दे सकेंगे, यह 
चंता सकना मेरे लिए. सम्भव नहों | पर यदि इनसे भारतीय नारी की 
विषम परिस्थितियों फी घुधली रेखाएँ कुछ स्पष्ट हो सके तो इन्हें 
संग्रहीत करना व्यथे न होगा | 
अ-५-४२ “- महादेवी 


हमारी आऋखला की कड़ियाँ 


हि 2 
र६३१ 


आखला 


 १५१ 


प्रायः जो वस्तु लौकिक साधारण वस्तुओं से अधिक सुन्दर या 
सुकुमार होती है उसे या तो मनुष्य अलौकिक और दिव्य की पंक्ति में 
बैठाकर पूजाह समभने लगता है या वह त॒ुच्छु समझी जाकर उपेक्षा 
आर शअ्रवद्देलना की भाजन बनती है। अदृष्ट की विडम्बना से भारतीय 
नारी को दोनों ही श्रवस्थाओं का पूर्ण अनुभव हो चुका है । वह पवित्र 
देव-मन्दिर की अधिष्ठात्री देवी भी बन चुकी है और अपने णह के मलिन 
कोने की बन्दिनी भी । कभी जिन गुणों के कारण उसे समाज में अजस 
सम्मान और अठल भ्रद्धा मिली, जब प्रकारान्तर से वे ही च्रुटियों में गिने 
जाने लगे तब उसे उतनी ही मात्रा में अभ्द्धा और अनादर भी, अपना 
जन्मसिद्ध अधिकार मानकर स्वीकार करना पड़ा । उसे जगाने का प्रयास 
करने वाले भी प्रायः इसी सन्देह में पड़े रहते हैं कि यह जाति सो रह्दी है" 
था सतक ही दो चुकी है जिसकी जाणति स्वम्रमात्र है | 
वास्तव में उस समय तक इसका निश्चय करना भी कठिन है जन्र 
तक हम उसकी युगान्तरदीर्घ जड़ता के कारणों पर एक विदृड्यम दृष्टि न 
डाल ले । 
: संसार के मानव-समदाय में वही व्यक्ति स्थान आर सम्मान प्रा 


की कड़ियाँ 


६. डक गए कर 
सकता है, चह्ढी जीवित कहीं जा सकता है जियके' 'इदय औएम 
ने समुचित विकास पाया हो और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा, मर्लुष्य समाज 
से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक सम्बन्ध भी स्थापित कर सकते में 
समर्थ हो'। एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व के विकास की सबकी आवश्यकता है, 
कारण, बिना इसके न मनुष्य अपनी इच्छाशक्ति और सद्छल्प को अपना 
कद्ट सकता है और न अपने किसी कार्य को न्याय-अन्याय की ठुला 
पर तोल ह्वी सकता दहे। 

नारी का मानसिक विकास पुरुषों के मानसिक विकास से भिन्न परन्तु 
अधिक द्वुत, स्वभाव अधिक कोमल और प्रेम-घुणादि भाव अधिक तीन 
तथा स्थायी होते हैं। इन्हीं विशेषताओं के अ्रनुसार उसका व्यक्तित्व 
विकास पाकर समाज के उन शअ्रभाषों की पूर्ति करता रहता है जिनकी 
पूर्ति पुरुष-स्वभाव द्वारा सम्भव नहीं | इन दोनों ध्रकृतियों में इतना दी 
अन्तर है जितना विद्युत्‌ और भड़ी में । एक से शक्ति उत्पन्न की जा सकती 
है, बड़े-बड़े कार्य किये जा सकते हैं, परन्तु प्यास नहीं बुकाई जा सकती | 
दूसरी से शान्ति मिलती है, परन्तु पशुबल की उत्पत्ति सम्भव नहीं । 
दोनों के व्यक्तित्व, अपनी पूर्ण ता में समाज के एक ऐसे रिक्त स्थान को 
भर देते हैं जिससे विभिन्न सामाजिक सम्बन्धों में सामझस्य उत्पन्न होकर 
उन्हें पूर्ण कर देता है। 

आ्राचीनतम काल में मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाने में, पत्नी- 
पुध्रादि के लिए यह और उसकी पवित्रता की रक्षा के लिए. नियमों का 
आविष्कार कराने में र्लो का कितना हाथ था, यह कहना कठिन हे; 
परन्तु उसके व्यक्तित्व के प्रति तमाज का इतना आदर और स्नेह प्रकट 
करना सिद्ध करता है कि मानव-समाज की अनिवाये आवश्यकताओं की 


की, कड़ियाँ हे 


, छाया के सामान राम का अनुसरण करने वाली मूत्तिमती करुणा 
सीता मी वास्तव में छाया नहीं है । वह अपने कर्तव्य के निर्दिष्ट करने 
'में राम की भी सहायता नहीं चाहती, वरन्‌ उनकी इच्छा के विरुद्ध वन- 
गमन के क्लेश सहने को उद्यत हो जाती है | अन्त में अकारण ही पति- 

द्वारा निर्वासत की जाने पर असीम घैय्ये से वनवासिनी का जीवन 
स्वीकार कर गर्वपूर्ण सन्देश भेजती है--'मेरी ओर से उस राजा से कहना 
कि में तो पहले ही अग्नि-परीक्षा देकर अपने आपको साध्वी प्रमाणित 
कर चुको हैँ, मुझे निर्वासित कर उसने क्या अपने प्रख्यात कुल के 
अनुरूप कार्य किया दे !-- ह 
वाच्यस्त्वया मद्बचानात्स राजा वह्ौ विशुद्धामपि यत्समक्षम | 
मां लोकवादअवणादहासीः श्र्‌तस्य कि तत्सदृ॒शं कुलस्य | 
उसका सारा जीवन साकार साहस दे जिस पर कभी दैन्य की छाया 
नहीं पड़ी | 
मद्दाभारत॑ के समय की कितनी ही स्लरियों अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व 
तथा बर्तव्यबुद्धि के लिए. स्मस्णीय रहेंगी | उनमें से प्रत्येक ससार-पथ में 
पुरुष की सद्धिनी है, छाया मात्र नहीं | छाया का कार्य, आधार में अपने 
आपको इस प्रकार मिला देना है जिससें वह उसी के सामान जान पड़े 
और सद्िनी का अपने सहयोगी की अत्येक चुटि को पूर्ण' कर उसके 
जीवन को श्र्रिक से अधिक पूर्ण बनाना । 
हि को अपने श्रस्तित्व को पुरुष की छाया बना देना चाहिए, 
अपने व्यक्तित्व को उसमें समाहित कर देना चाहिए, इस विचार का 
पहले कब झारम्म हुआ, यह्‌ निश्चयपूर्वक कहना कठिन है, परन्तु इसमें 
'सन्देद नहीं कि यह किलो आपत्तिमूलक विपवृत्त का ही विषमय फल रहा 


हर: शअखला 


पूर्ति उसी से सम्भव थी। प्राचीन आर्य नारी के सहधरमचारिणी तथा 
सहभागिनी के रूप में कहीं भी पुरुष का अ्रन्धानुसरण या अपने आपको 
छाया वना लेने का आभास नहीं मिलता । 

याशवल्क्य अपनी विदुषी सहधर्मिणी मैत्रेयी को सब कुछ देकर वन 
जाने को प्रस्तुत द्वोते हैं, परन्तु पत्नी वैमव का उपहास' करती हुई पूछती 
है---'यदि ऐशर्य से भरी सारी पृथ्वी मुझे मिल जाय तो क्‍या मैं अमर 
हो सकूंगी ? चकित विस्मित पति कह देता है, (धन से तुम सुखो हो 
सकोगी, अमर नहीं!” पत्नी की विद्रपमय हँसी में उत्तर मिलता है 
जिससे मैं अमर न हो सकूंगी उसे लेकर करूँगी ही क्या ?! आज भी, 
धतमसो मा ज्ष्योति्गंमय, म्त्योः मा अमृत गमया आदि उसके प्रवचनों 
से ज्ञात होता है कि णह की वस्तुमात्र समझी जानेवाली ज्री ने कभी 
जीवन को कितनी गम्मीरतामयी दाश'  निक दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया था | 

त्याभी बुद्ध की करण कहानी की आधार सती गोपा भी केवल 
उनकी छाया नहीं जान पड़ती, वरन्‌ उसका व्यक्तित्व बुद्ध से मित्र और 
उज्ज्वल दै। निराशा में, ग्लानि में और उपेक्षा में वह न आत्मदत्या 
करती है, न वन-बन पति का अनुसरण । अपूर्व साहस-द्वार अपना 
कर्तव्य-पथ खोज कर स्नेह से पुत्र को परिवर्धित करती है और अ्रन्त में 
सिद्धार्थ के प्रबुद्ध होकर लौदने पर धूलि के समान उनके चरणों से लिप- 
व्ने न दौड़कर कर्तव्य की गरिमा से गुद बनकर अपने द्वी मन्दिर में 
उनकी प्रतीक्षा करती है| 

महापुरुषों की छाया में रहने वाले कितने दी सुन्दर व्यक्तित्व कान्ति- 
हीन होकर अस्तित्व खो छुके हैं, परन्तु उपेक्षिता यशोघरा आज मी स्वयं 
जीकर बुद्ध के विरागमय शुष्क जीवन को तरस बनाती रहती है । 


छू, “ आअआखला 


पूर्ति उसी से सम्भव थी। प्राचीन आर्य नारी के सहर्घमचारिणी तथा 
सहभागिनी के रूंप में कहीं भी पुरुष का श्रन्धानुसरण या अपने आपको 
छाया बना-लेने का आमास नहीं मिलता | 
याशवल्क्य अपनी विदुषी सहधर्मिणी मेत्रेयी को सत्र कुछ देकर वन 
जाने को प्रस्तुत होते हैं, परन्तु पत्नी वैभव का उपहास करती हुई पूछती 
है-.'यदि ऐ:थर्य से भरी सारी पृथ्वी मुके मिल जाय तो क्या मैं अमर 
हो सकूंगी ! चकित विस्मित पति कह देता है, घन से तुम सुखी हो 
सकोगी, अमर नहीं।” पत्नी की विद्रपमथ हँसी में उत्तर मिलता है 
'जिससे मैं अमर न हो सकूंगी उसे लेकर करूँगी ही क्या ? आज भी, 
+तमसो मां ज्योतिर्गमय, झत्योः मां अ्रम्गत गमयो आदि उसके प्रवचनों 
से शात होता है कि गृह की वस्व॒ुमात्र समझी जानेवाली ज्री ने कभी 
जीवन को कितनी गम्भीरतामयी दाश निक दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया था। 
त्यामी बुद्ध की करण कहानी की श्राघार सती गोपा भी केवल _ 
उनकी छाया नहीं जान पड़ती, वेरन्‌ उसका व्यक्तित्व बुद्ध से मित्र और 
उज्ज्वल है। निराशा में, ग्लानि में और उपेक्षा मे वह न श्रात्महत्या 
करती है, न वन-बन पति का अनुसरण । अपूर्व साइस-द्वारा अपना 
कर्तव्य-पथ खोज कर स्नेह से पुत्र को परिवर्धित करती है और अन्त में 
सिद्धार्थ के प्रबुद्ध होकर लौदने पर धूलि के समान उनके चरणों से लिप- 
व्ने न दौड़कर कर्तव्य की गरिमा से गुरू अनकर अपने ही मन्दिर में 
उनकी प्रतीक्षा करती है। 
महापुरुषों की छात्रा में रहने वाले कितने द्वी सुन्दर व्यक्तित्व कान्वि- 
दीन होकर अस्तित्व खो चुके हैं, परन्ठ॒ उपेक्षिता यशोधरा आन भी स्वयं 
'जीकर बुद्ध के विरागमय शुप्क जीवन को सरस बनाती रहती है । 


की कड़ियाँ हु 

छाया के सामान राम का अनुसरण करने वाली मूर्ततिमती करुणा 
सीता भी चात्त्तव में छाया नहीं है। वह अपने कर्तव्य के निर्दिष्ट करने 
जे राम की भी सहायता नहीं चाहती, वरन्‌ उनकी इच्छा के विरुद्ध वन-, 
-गमन के क्लेश सहने को उद्यत हो जाती है | अन्त में अकारण ही पति- 
द्वाय निर्वासित की जाने पर असीम घैय्ये से वनवासिनी का जीवन 
स्वीकार कर गर्वपूर्ण' सल्देश भेजती है--'मिरी ओर से उस राजा से कहना 
कि मैं तो पहले ही अग्नि-परीक्षा देकर अपने आपको साध्वी प्रमाणित 
कर चुको हूँ, म॒ुझे निर्वासित कर उसने क्‍या अपने प्रख्यात कुल के 
अनुरूप कार्य किया है ?-- ह 

वाच्यस्त्वया महचानात्स राजा वह्नौ विशुद्धामपि यत्समक्षम्‌ । 
मां लोकवादअवशणादहासी: श्रुतस्य कि तत्सद॒शं कुलस्य॥ 

उसका सारा जीवन साकार साहस है जिस पर कभी दैन्य की छाया 
नहीं पड़ी । 

महाभारत के समय की कितनी ही स्त्रियां अ्रपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व 
तथा क्र्तव्यबुद्धि के लिए स्मरणीय रहेंगी * उनमें से प्रत्येक ससार-पथ में 
पुरुष की स्धिनी है, छाया मात्र नहीं | छाया का कार्य, आधार में अपने 
आपको इस प्रकार मिला देना है जिसमें वह उसी के सामान जान पड़े 
और सज्लिनी का अपने सहयोगी की प्त्येक न्रुटि को पूर्णा कर उसके 
जीवन को अधिक से अधिक पूर्ण बनाना | 

जीको अपने अस्तित्व को पुरुष की छाया बना देना चाहिए, 
अपने व्यक्तित्व को उसमें समाहित कर देना चाहिए, इस विचार का 
'पहले कब आरम्भ हुआ, यह्‌ निश्चयपूर्वक कहना कठिन है, परन्तु इसमें 
'उन्देद्द नहीं कि यह किसी आपत्तिमूलक विषवृत्ष का ही विषमय फल रहा 


दं ु श्र खलों 
होगा | निंस अशान्त वातावरण में पुरुष अपनी इच्छा और विश्वास के 
अनुसार स्रीको चलाना चाहता था उसमें इस श्रमात्मक धारणा को 
कि स्त्री स्वृतन्त्र व्यक्तित्व से रहित पति की छायामान्र है, सिद्धान्त का 
रूप दे दिया गया। इस भावना ने इतने दिनों में कितना अपकार कर 
डाला है, यह इस जाति की युगान्तर तक भक्ञ न होने वाली निद्रा और 
निश्चे ४ता देख कर ही जाना जा सकता है | उसके पास न अपनापन है 
और न वह अपनापन चाहती ही है । 

इस समय हमारे समान में केवल दो प्रकार की ज्यों मिलेगी-- 
एक वे जिन्हें इनका ज्ञानही नहीं है कि वे भी एक विस्तृत मानव- 
समुदाय की सदस्य हैं और उनका भी एक ऐसा स्वतन्त्र व्यक्तित्व है 
जिसके विकास से समाज का उत्कर्ष और सद्ढीण ता से अपकर्ष सम्भव है; 
दूसरी वे जो पुरुषों की समता करने के लिए: उन्हीं के दृष्टिकोण से ससार 
को देखने में, उन्हीं के गुणावगुणों का अनुकरण करने में जीवन के चरम 
लक्ष्य की प्राप्ति समझती हैं। साराश यह कि एक ओर अर्थद्दीन अ्रज्ु- 
सरण है तो दूसरी ओर अनर्थभय अनुकरण और यह दोनों प्रयत्न समाज 
की श्टखला को शिथिल तथा व्यक्तिगत बन्धनों को सुदृढ़ और सकुचित 
करते जा रहे हैं | 

अनुसरण मनुष्य की प्रकृति है। बालक प्रायः आरम्म, में सब कुछ 
अ्ल॑सरण से ही सीखता है, तत्पश्चात्‌ अपने अनुभव के साँचे में ढालकर 
उसे अधिक से अधिक पूर्ण करने का प्रथास करता है| परन्तु अनुभव 
के आधार से द्वीन अनुसरण सिखाये हुए पशु के अन्धानुतरण के समान 
है जो जीवन के गौरव को समूल नष्ट कर और मलुप्य को दयनीय वना- 
कर पशु की शेणी में बैठने के लिए बाध्य कर देता है । कृत्रिम प्रचीनता के 








की कड़ियाँ ४ 


आवरण में पली देवियों असंख्य अन्याय इसलिए, नहीं सहती कि उनमें 
प्रतिकार की शक्ति का अभाव है वरन्‌ यह विचार कर कि पुरुष-समाज 
के. न्याय समझ कर किये कार्य को अन्याय कह देने से वे क्तेव्यच्युत 
दो जायेंगी । वे घड़ा से बड़ा त्याग प्राणों पर खेलकर इँसते हँसते कर 
डालने पर उद्यत रहती हैं, परन्तु उसका मूल्य वही है जो बलिप! के 
निरुपाय त्याग, का होता है ।वे दूसरों के इच्धितमात्र पर किसी भी 
सिद्धान्त की रक्चा के लिए. जीवन की बाजी लगा देंगी, परन्तु अपने तके 
आर विवेक की कसौटी पर उसका खरापन बिना जोचे हुए;--अतः यह 
विवेकद्दीन आदर्शाचरण भी उनके व्यक्तित्व को अधिक से अधिक 
संकुचित तथा समाज के स्वस्थ विकास .के लिए अनुपयुक्त बनाता 
जा रहा है। 
दर्पण का उपयोग तभी तक है जब तक वह किसी दूसरे की 
आकृति को अपने हृदय में प्रतिविम्बित करता रहता है, अन्यथा लोग 
उसे निरथैक जानकर फेंक देते हैं | पुरुष के अन्धानुसरण ने जी के 
व्यक्तित्व को अपना दर्पण बनाकर उसकी उपयोगिता तो सीमित कर ही 
दी, साथ ही समाज को भी अपू ण॒ बना दिया | पुरुष समाज का न्याय 
है, ज्री दया; पुरुष प्रतिशोधमय क्रोध है, जञ््री क्षमा; पुरुष शुष्क कतत॑त्र्य 
है, ज्ली सरस सहानुभूति और पुरुष बल है, स्री हृदय की प्रेरणा | जिस 
,मकार युक्ति से काटे हुए काष्ठ के छोटे बढ़े विभिन्न आकार व्राढे खरडों 
की जोड़कर हम अखण्ड चतुष्कोण या बत्त बना सकते हैं, परन्तु उनकी 
विभिन्नता नष्द करके तथा सबको समान आकृति देकर हम उन्हें किसी 
'पूण वस्तु का आकार नहीं दे सकते, उसी प्रकार सत्री-पुरुष के प्राकृतिक 
-मानसिक वैपरीत्य-द्वारा ही हमारा समाज सामझ्ञस्यपूर्ण' और अखरड़ हो 


रे ' अआंखला 
सकता है, उनके विंम्ब प्रतिविम्न भाव से नहीं। उससे समाज का 
दृष्यिकोण एकाज्भी हो जायगा तथा जीवन की अनेकरूपता का वास्तविक 
मूल्य आकना असम्भव | 

असंख्य विषमताओं का कारण, जौ का अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व को 
भूलकर विवेकशक्ति को खो देना है। उसके बिना -जाने ही उसका 
कर्तव्य-पथ निश्चित हो चुंकता है जिस पर चलकर न उसे सफलता-जनित 
गव का अनुभव होता है, न असफलता-जनित ग्लानि का | वह अपनी 
सफलता या असफलता की छाया पुंझष फी आत्मत॒ष्टि या असन्तोष में 
देखने का प्रयत्न करती है, अपने हृदय में नहीं । 

हमारे यहाँ सभी माताएं हैं, परन्ठ मातृत्व की स्वाभाविक गरिमा से 
उन्नतमस्तक माता को खोज लेना सहज नहीं; असंख्य पत्नियाँ हैं, परन्तु 
जीवन की अयेत्क दिशा में साथ देने वाली, अपने जीवन-सज्भी के हृदय 
के रहस्यमय कोने-कोने से परिचित सौभाग्य-गर्विता सहधर्मचारिणियों फी 
संख्या उंगलियों पर गिनने-योग्य है | 

अनुकरण को चरम लक्ष्य मानने वाली मद्लाओं ने भी अपने 
व्यक्तित्व के विकास के लिए. सत्पथ नहीं खोज पाया, परन्ठु उस स्थिति 
में उसे खोज पाना सम्भव भी नहीं था। उन्हें अपने मूक छायावत्‌ 
निर्जीव जीवन' से ऐसी मर्मव्यथा हुई कि उसके ग्रतिकार के लिए! उपें- 
थुक्त साधनों के आविष्कार का अवकाश ही न मिल सका; श्रतः उन्होंने 
अपने आप फो पुरुषों के समान ह्वी कठिन बना लेने की कठोर साधना 
आरम्भ की। कहना नहीं होगा कि इसमें सफलता का थश्र्थ स्री के 
मधुर व्यक्तित्व को जलाकर उसकी भस्म से पुरुष की दक्ष मूर्ति गद लैनी 
है| फलतः “आज की विद्रोहशील नारी व्यावहारिक जीवन में श्रधिक कठोर 


की केड़ियाँ ६. 
है, णह में अंधिक निर्मम और शुष्क, आ्िक दृष्टि से अधिक स्वाधीन, 
सामाजिक त्षेत्र में अधिक स्वच्छुन्द, परन्तु अपनी निर्धारित रेखाओं की 
सद्ढीण सीमा की बन्दिनी है। उसकी यह॑ धारणा कि कोमलता तथा 
भावुकता ऐसी लौह*श/खलाएं हैं जो देखने तथा सुनने में ही कोमल जान 
पड़ती हैं पहनने में नहीं, उसके प्रति पुरुष॑ समाज के विवेक और हृदय- 
हीन व्यवह्वार की प्रतिक्रिया मात्र हे | संसार में निरन्तर सद्दर्षमय जीवन 
वैसे ही कुछ केम नीरस तंथा कट नहीं है, फिर यदि उससे सारी सुकु 
मार भावनाओं का, मांधुय्य॑ का बहिष्कार कर दिया जाय तो असीम 
साहसी ही उसे वहन करने में समर्थ हो सकेगा, इतर जनों के जीवन को 
तो उस रुछता का भार चूर-चूर किये बिना न रहेगा। ज्री की कोम- 
लतामयी सदाशयता और सहानुभूति समाज के सन्तप्त जीवन के लिए 
शीतल अनुलेप का कार्य करती हे, इसमें सन्देह नहीं । 

अआर्वाचीन समाज में या तो ख्ियों में स्रियोचित स्वतन्त्र विवेकमय 
” व्यक्तित्व का विकास ही नहीं हो सका है या उनकी प्रत्येक भावना में 
चरित्र में, कार्य में, पुरुष की भावना, चरित्र और कार्य की प्रतिकृति 
भॉकती रहती है। इसी से एक का निरादर है और दूसरी से अ्विराम 
सल्कूष । ' 

अपनी समस्त शक्तियों से पूर्ण महिमामयी महिला के सम्मुख किसी 
का मल्तक आदर से नत हुए बिना नहीं रह सकता, यह अनुभव की 
वस्तु है, तके की नहीं | उपेक्षा तथा अनादर वहीं सम्भव है जहाँ उपे- 
छत और अनाहत व्यक्ति उपेक्षा और अनादर करनेवाले के समकक्त या 
उससे न्यून होता है| परन्तु स्ली के जिस गरिमामय व्यक्तित्व को शक्ति 
का नाम मिला दै तथा जिसके लिए मनु को “यज्ौतास्ु न पूज्यन्ते 


42० , आखला 


'सर्वास्तत्राउफला क्रिया कहना पड़ा है, वह संसार की [सकीर्णता से दूर 
टिमटिमाते हुए ध्रूव की तरह उपेज्ञा और अनादर से बहुत ऊपर तथा 
ध्थायी रहेगा । उसकी शक्तियों की गुरुता जानने के लिए उन्हें पुरुष 
की शक्तियों के साथ एक ठुला पर तोलने का प्रयत्न भी भ्रान्ति से रहित 
नहीं; कारण, संसार की प्रत्येक वस्तु में निहित शक्ति की श्रभिव्यक्तियों 
और उसके रूपों की एकता किसी भी दशा में न सम्मव है, न उसे होना 
चाहिए | तूल अपने हल्केपन में काये की जो शक्ति छिंपाये है' वद्दी लोहे 
की कठिनता में समाहित है; जल के चल प्रवाह भें जिस शक्ति का 
परिचय इमें मिलता है वही पर्वत में अ्रचलता बन कर सफलता पाती है। 
यदि हम अप्राकृतिक साधनों-हारा जल को अचल या तूल को कठिन 
बना कर उनकी शक्तियों से कार्य लेना चाहें तो उनका रूप तो विक्ृत 
हो दी जायगा, साथ ही शक्तियों भी परिमित हुए बिना न रहेंगी | 
आधुनिक भौतिकवादग्रधान युग की नारी को यही दुःख है कि वह 
पुरुष के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता पाकर भी संसार के श्रनेक श्राश्वर्यों में एक 
बन गई है; उसके हृदय की एकान्त श्रद्धा की पात्री बनने का सौभाग्य 
उसे प्रातत न हो सका। संसार उसे देख विस्मय से अ्मिभूत होकर 
“चकित-सा ताकता रद्द जाता हे, परन्तु नतमस्तक नहीं होता। इसका 
"कारण उस व्यक्तित्व का अभाव है जिसके सम्मुख मानवसमाज को बालक 
'के समान स्वर्य ही कुक जाना पढ़ता है। 
किसी किसी की धारणा है कि अपने सर्वतोन्मुखी विकास के उपरान्त 
स्री का, पर्वव के शिखर के समान उच्च परन्तु उसी के समान एकाकी हो 
जाना निश्चित है, क्योंकि तब अपने जीवन कौ पूर्णता के लिए उसे किसी 
सहझ्जी की अपेक्षा ही न रहेगी। परन्तु वास्तव में.यद धारणा प्रत्यत् सत्य 





की कद़ियोँ हि 


का उलद्ठन कर जाती है। अपने पूर्ण से पूर्ण विकास में भी एक वस्तु 
दूसरी नही हो सकती, यही उसकी विशेषता हे, अतः उससे जो भिन्न हे 
उसका अभाव अ्रवश्यम्भावी है। अपने पूर्ण से . पूर्ण गौरव से गौर- 
वान्वित स्त्री भी इतनी पूर्ण न होगी कि पुरुषोचित स्वभाव को भी अपनी: 
प्रकृति में समाहित कर ले, अतएव मानव-समाज में साम्य रखने के लिए: 
उसे अपनी प्रकृति से मिन्न स्वभाववाल्ले का सहयोग श्रेय होगा। इसः 
दशा में पतिद्वन्द्विता सम्भव नहीं | 

उसे अपने गशुरुतम उत्तरदायित्व के अनुरूप मानसिक तथा शारीरिक: 
विकास के लिए, विस्तृत स्वाधीनता चाहिए.। कारण, सड्ढीर्णृता में उप्तके 
जीवन का वैसा सर्व॑तोन्सुखी विकास सम्भव ही नहीं जैसा किसी समाज, 
की स्वस्थ व्यवस्था के लिए. अनिवार्य है | मनुष्य अपने स्वभाव में कुछ 
सस्कार लेकर जन्म लेता हे जिनके, परिस्थितियों के वातावरण में, 
विकसित होने से उसका चरित्र बनता है। इसके अनन्तर उसके जीवन 
का वह अध्याय प्रारम्भ होता है जिसमें उसके चरित्रजनित गुण-दोष संसार 
पर प्रतिफलित होने लगते हैं और ससार के उसके जीवन पर। सबके 
अन्त में वह्‌ प्राकृतिक नियम के द्वारा, अनेक मघुर-कढु अन्नुभवों का 
सश्ञय कर अपने जीवन के पर्यवेज्ञण को तथा अपने अनुभवों को दूसरों... 
के मार्ग का दीपक बनाने का अवकाश पा लेता है| जिस परिस्थिति 
रूपी सोंचे में उसके चरित्र को ढलना पड़ता है वह यदि विपरीत, अनुप- 
युक्त या विक्वत हो तो चरित्र पर भी. उसकी अ्रमिट छाप रद्द जायगी और: 
यह कहने की आवश्यकता नहीं कि विकृत चरित्र और अनुपयुक्त मान- 
सिक विकासवाला व्यक्ति अपने निर्दिष्ट स्थान मे न स्वय सामझस्य का 


अनुभव करेगा, न किसी को करने देगा और अन्त में अनेक कु अनुभर्वों: 
द्‌ 


डर , ऋखला 


' से विषाक्त चित्त लेकर वह अन्य व्यक्तियों के मार्ग में भी शूल त्रिछाता 


तक 


चलेगा | फूलतः जीवन की सबसे बड़ी और पहली आवश्यकता सामाजिक 
आखणियों के स्वतन्त्र विकासानुकूल वातावरण की सृष्टि कर देना है | जिस 
अकार यह सत्य है कि व्यक्ति-द्वार समाज निर्मित,और परिवर्तित होता 
रहता है उसी प्रकार यह भी सत्य है कि मनुष्य सम्नाज को लेकर नहीं, 
चरन्‌ समाज में जन्म लेता है | अतएव उसका विकास ऐसा होना उचित 
है जिससे साधारण सामाजिक सिद्धान्तों की रक्षा भी हो सके और 
समयानुकूल परिवर्तन भी । पुरुष के समान स्त्री भी कुटम्ब, समाज, नगर 
तथा राष्ट्र की विशिष्ट सदस्य है तथा उसकी प्रत्येक क्रिया का प्रतिफल सत्र 
के विकास में वाधा भी डाल सकता है और उनके मार्ग को प्रशस्त भी 
कर सकता है| प्राय: पुरुष का जीवन अधिक स्वच्छुन्द वातावरण में 
विशिष्ट व्यक्तियों के संसर्ग द्वारा बनता हे और स्त्री का संकीर्णा सीमा 
सें परम्परागत रूढ़ियों से--जिससे न उसे अपने कुट्म्ब से बाहर किसी 
चस्तु का अनुभव होता है, न अपने उत्तरदायित्व का शान | कहीं यह 
'विषमता और कहीं इसकी प्रतिक्रिया जीवन को एक निरर्थक रशत्तेत्र बना- 
कर उसकी सारी उर्व॑सता को नष्ठ तथा सरसता को शुष्क किये दे रही है । 

ञ्रीके व्यक्तित्व में कोमलता और सहानुभूति फे साथ साइस तथा 
विवेक का ऐसा सामज़स्य होना आवश्यक है जिससे दृदय के सहन स्नेह 
की अजल वर्षा करते हुए भी वह किसी अन्याय को प्रश्नय न देकर उसके 
अतिकार में तत्पर रद्द सके । ऐसा एक भी सामाजिक प्राणी न मिलेगा 
जिसका जीवन माता, पत्नी, भगिनी, पुत्री श्रादि त्ली फे किसी न किसी 
रूप से प्रभावित न हुआ हो | इस दशा भे उसके व्यक्तित्व को कितने 
गुर उत्तरदायित्व फी छाया में विकास पाना चाद्दिए, यद्द स्पष्ट है | 


'की कड़ियाँ श्र 


स्वय अपनी इच्छा से स्वीकृत युगदीर्ध॑ बन्धनों को काट देने के 
'लिए हमें संसार भेर की अनुमति लेने का न अवकाश है, न आवश्यकता; 
परन्तु इतना ध्यान रहना चाहिए, कि बेढ़ियों के साथ ही उसी अत से, 
बन्दी यदि पेर भी काट डालेगा तो उसकी मुक्ति की आशा दुराशामात्र 
रह जावेगी । अपने व्यक्तित्व की, अपनी विशेषताओं की सका न करते 
हुए. यदि इमने अपनी रक्षा कर ली, यदि उन बन्धनों के साथ हमारे 
जीवन का आवश्यक अंश भी घिस गया तो हमारा एक बन्धन से मक्ति 
'म्राकर दूसरे में बंध जाना अनिवार्य हो उठेगा । 


श्छठ ' आखला 


[२] 


व्यक्तित्व की विकासहीनता का सहायक बनकर जिसने हमें दासता 
की सद्लीणतम कारा में निर्वासन दे डाला है वह हमारा नागरिकता- 
विपयक अजान कहा जा सकता है | 
हममें से अधिकांश को यह भी ज्ञान नहीं कि शह की दीवारों के 
बाहर भी हमारा कार्यक्षेत्र हो सकता है तथा उस क्षेत्र में और अपनी 
ग्रहस्थी में उपयोगी बने रहने के लिए हमें कुछ विशेष अधिकारों वी 
और सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है । 
समाज तथा सामाजिक व्यक्ति सापेक्ष शब्द हैं, कारण, सामाजिक 
प्राणी के विकास के लिए समाज का आविर्भाव हुआ है तथा समाज के 
विकास के लिए व्यक्ति को अधिकार एवं सुविधाएँ प्राप्त हुई हैँ | नाग- 
रिंक शब्द केवल अपने शाब्दिक श्रर्थ में प्रयुक्त न होफर इतना व्यापक 
हो गया है कि उससे केवल नगर-निवासी का बोध न होकर न्याय और 
कानून-सम्बन्धी अनेक अधिकार एवं सामाजिक उत्तरदायित्व से युक्त 
व्यक्ति का शान होता है। व्यक्ति सामूद्दिक विकास को दृष्टि में रखते हुए. 
शासित भी दोता दे और शासन में दस्तक्तेप तथा परिवर्तन करने का 


की कड़ियाँ श्र 


अधिकारी भी । अतः उंससे राजनीतिक अधिकार प्रंथक्‌ नहीं किये जा 
सकते ।यदि कर लिये जायें तो समाज में उसका वही मूल्य होगा जो 
किसी मृक पशु का होता है जिसे मनुष्य अपनी सुविधा के लिए पालता 
है और इस प्रकार उसके जद्धली जीवन की बलात्‌ कमी सामाजिक जीवन 
से जोड़ लेता है और कभी स्वय ही उस बन्धन को तोड़ डालता है। 

अनेक सम्बन्धों का केन्द्र होने तथा परिवार और समाजविशेष से 
सम्बद्ध रहने के कांरण उसे सामाजिक विकास के लिए भी विशेष अधिकार 
और उत्तरदायित्व प्राप्त हो जाना अनिवार्य है। अतः नागरिक को राज- 
नीतिक तथा सामानिक दोनों क्षेत्रों मे समान रूप से अपना स्थान तथा 
कर्तव्य जान लेना और उसमें, सशोधन या परिवर्तन के लिए स्वाधीनता 
आम्त कर लेना नितान्त आवश्यक है। नागरिक होने के कारण स्त्री को 
भी इन दोनों ही अधिकारों की आवश्यकता सदा से रही है और रहेगी, 
परन्तु प्राचीन काल से अब तक उसके अनुकूल स्वत्वों को देने तथा 

 समयानुसार उनमें परिवर्तन की सुविधाएं सहज करने की ओर कभी 

किसी का ध्यान नहीं गेया | 

शासन-विधान ने उसे न्याय तथा क़ानून-विषयक कैसी सुविधाएँ 
अदान की थीं, यह तो उन शात्रों से प्रकट हो जायगा जिनके आधार 
पर आज भी उसे अनेक कष्ट सहने पर बाध्य किया जा रहा है | प्राचीन 
रोम और यूनान के स्वायत्त -शासन में भी स्त्रियों को किसी अधिकार के 
योग्य नहीं समझा गया था, यह इतिहास से प्रत्यक्ष हो जाता है। 

वास्तव में नवीन युग के अनेक सन्देशों में, स्तियों को भी पुरुषों 
के समान नागरिक अधिकारों के योग्य समझने की अधव्यष्ट भावना भी 
सन्निहित है । 


बे 


हद .अ'खला 

इस विचार को अब तक मित्र-मिन्न देशों में कितना क्रियात्मक 
रूप मिल चुका है यह अत्येक जिनासु को ज्ञात होगा। पश्चिमीय तथा" 
पूर्वीय जाग्रत देशों में ह्लियों ने उन वेड़ियों को काट डाला है बिनमें 
युरुपो ने बर्बरता के युग में उन्हें बॉध कर अपने स्वामित्व का 
क्रूर प्रदर्श किया था। उन देशों की महिलाएँ राजनीतिक तथा 
सामाजिक दोनों ही प्रकार के अधिकारों-द्वारा अपनी शक्तियों का 
विकास कर, ग्रह तथा बाह्य संसार में पुरुषों की सहयोगिनी घनकर 
अपने देश और जाति के उत्कर्ध का कारण बन रही हैं, अपकर्षा 


का नहीं | 

जिसकी सम्यता की प्राचीनता प्रख्यात है केवल उसी हमारे देश में 
अब तक इस भावना की ऐसी धुंधली रूपरेखा है कि हजार स्त्रियों में 
कदाचित्‌ एक भी इससे परिचित न होगी | 

कानून हमारे स्वत्वों की रक्षा का कारण न बन कर चीनियों के 
काठ के जूते की तरह हमारे ही जीवन के भ्रावश्यक तथा जन्मसिद्ध 
अधिकारों को सकुचित बनाता जा रहा है। सम्पत्ति के स्वामित्व से 
वच्चित असंख्य स्त्रियों के सुनहले भविष्यमय ' जीवन कीयग़ुश्रो से 
भी तुच्छ माने जाते देख कौन सहृदय रो न देगा ! चरम दुरवस्था के 
सजीव निदर्शन हमारे यहाँ के सम्पन्न पुरुषों की विधवाओं और पैठक 
धन के रहते हुए भी दरिंद्र पुत्रियों के जीवन हैं। स्त्री, पुरुष के बैमव 
की प्रदर्शीगी माच समझी जाती है और झलक के मे रहने पर जैसे 
उसके खिलौने निर्दिग्ट स्थानों से उठाकर फेक दिये जाते है उसी प्रकार 
एक प्रुदष के न होने परन नी के जीवन का कोई ,उपयोग ही रद 
जाता है, न समाज या शह में उसको कहीं निश्चित स्थान ही मिल राबता 


की कड़ियाँ १७) 


है। जत्र जला सकते थे तब इच्छा या अनिच्छा से उसे जीवित ही 
भस्म करके स्वर्ग में पति के बिनोंदार्थ मेज देते थे, परन्तु अब उसे गत 
पति का ऐसा निर्जीव स्मारक वन कर जीना पड़ता है जिसके सम्मुख 
श्रद्धा से नतमस्तक होना तो दूर रद्द कोई उसे मलिन करने की इच्छा 
भी रोकना नहीं चाहता । ु 
यदि उन्हें अर्थ-सम्बन्धी वे सुविधाएँ प्राप्त हो सकें जो पुरुषों 
को मिलती आ रही हैं तो न उनका जीवन उनके निष्ठुर कुड्ठम्बियों के 
लिए. भार बन सकेगा और न वे गलित अज्ञ के समान समाज से निकाल- 
कर फ्रेकी जा सकेंगी, प्रत्युत वे अपने शून्य क्षणों को देश के सामाजिक 
तथा राजनीतिक उत्कर्ष के प्रयत्नों से मर कर सुखी रह सकेंगी | 
युगों के अनवरत प्रवाह में बड़े-बड़े साम्राज्य बह गये, सस्कृतियाँ 
लुत हो गई, जातियाँ मिट गई , ससार में अनेक असम्भव परिवर्तन 
सम्भव हो गये, परन्तु भारतीय स्त्रियों के ललाट में विधि की वजुलेखनी 
से अड्धित अदृष्ट-लिपि नहीं घुल सकी। आज भी जब्न सारा गतिशील 
ससार निरन्तर परिवर्तन की अनिवार्यता प्रमाणित कर रहां है, स्त्रियों के 
जीवन को काट-छॉट कर उसी सा चे के बराबर बनाने का प्रयत्न हो रहा 
है जो प्राचीनतम युग में ढाला गया था । प्राचीनता की पूजा बुरी नहीं, 
उसकी दृढ़ नींव पर नवीनता की भित्ति खड़ी करना भी श्रेयस्कर है, 
परन्तु उसकी दुह्मई देकर जीवन को सड्डीर्ण से सद्ली्णंतम बनाते जाना 
ओर विकास के मार्ग को चारों ओर से रुद्ध कर लेना किसी जीवित 
व्यक्ति पर समाधि बना देने से भी अधिक क्रूर और विचारहदीन कार्य है | 
हमारे उद्देश्यों के रूप चाहे जितने परिवर्तित जान पड़ें, सफलताओं- 
और विफल॒ताओं की सख्या चाहे जितनी न्यूनाधिक हो परन्तु हमारा 


श्प , श्रृंखला 


आगे बढ़ते जाना भ्रूव है, इसमें सन्देह नहीं | जीवन की सफलता, अतीत 
से शिक्षा लेकर अपने आप को नवीन वातावरण के उपयुक्त बना लेने, 
नवीन समस्याओं को सुलझा लेने में है--केवल उनके अन्धानुसरण में 
नहीं | अतः अब स्त्रियों से सम्बद्ध अनेक प्राचीन वैधानिक व्यवस्थाओं 
में सशोधन तथा अर्वाचीनों का निर्माण आवश्यक है| 

शासन-व्यवस्था में भी उन्हें स्थान न मिलने से आधा नागरिक 
समाज प्रतिनिधि-हीन रह जायगा; कारण अपने स्वत्वों के रूप तथा आव- 
शयकताओं से लियो जितनी परिचित हो सकती हैं उतने पुरुष नहीं । 
परन्तु स्थान मिलने का अर्थ यह नहीं है कि उन्हे केवल पुरुष-परिपदों 
को अलकृृत करने के लिए रखा जाय । वास्तव में उनका पर्यास 
संख्या मे रह कर अपनी अन्य ब्रहिनों के हित-अनहित-विषयक अरस्पष्ट 
विचारों को स्पष्ट करना और उन्हें क्रियात्मक रूप-रेखा देना ही समाज के 
लिए हितकर सिद्ध हो सकेगा | 

सामाजिक अधिकारों से लिए, भी यही सत्य है। जो बन्धन पुरुषों 
'की स्वेच्छाचारिता के लिए इतने शिथिल होते हैँ कि उन्हें बन्धन का 
अनुभव ही नहीं होता वे ही वन्धन लियों को परावलम्बिनी दासता में इस. 
प्रकार कस देते हैँ कि उनकी सारी जीवनी शक्ति शुष्क और जीवन नीरस 
हो जाता हैं। समस्त सामाजिक मियम मनुष्य की नेंतिक उन्नति तथा 
उसके सर्बतोन्मुखी विकास के लिए आविप्कृत किये गये है । जब वे ही 
मनुष्ब के विकास में बाधा डालने लगते हैं तब्र उनकी उपयोगिता दी 
नही रह जाती । उठाहरणार्भ विवाह की सस्या प्रवित्र है, उसका उद्देश्य 
भी उच्चतम है परन्ठु, जब्र वह च्यक्तियो के नेतिक पतन का कारण बन 
जावे तब अवश्य ही उसमें किसी अनिवार्य संशोधन की श्रावश्यकता 


है 


की कड़ियाँ (9 
समझती चाहिए। हमारी अनेक रूढियों सामाजिक आर वैयक्तिक 
-विवास में सहायक न बन कर उसके मार्ग में नित्य नवीन बाधाएँ खड़ी 
करती रहती हैं। अनेक व्यवस्थाएँ जिन्हें हमने आपत्ति -धर्ममात्र समरू- 
कर स्वीकर कर लिया था, अब भी हमारे जीवन को छाया में अक्ुुरित 
और धूप से दूर रखे जाने वाले पौधे के समान शी बना कर उसे 
विकसित ही नहीं होने देती, अतः उठी शीत विकाश-शल्य छाा में पल- 
पल कर हमारी सन्‍्तान मी निस्तेज तथा उत्साहहीन बनती जा रही है। 
इस दशा में हमारा मिथ्या परम्परा की दुह्ााई देते रहना केवल व्यक्तियों_ 
के लिए. नहीं वरन्‌ समाज और राष्ट्र के लिए भी घातक सिद्ध होगा । 
जो जाग चुका है वह अधिक समय तक सोते हुए का अभिनय 
नहीं करतां रह सकता। हमारी: जाग्रत बहिनों में से कुछ ने विद्रोह 
आरम्म कर दिया है और कुछ उसके लिए. सुयोग हंढ रही हैं। जो 
देश के भावी नागरिकों की विधाता हैं, उनकी प्रथम और परम गुरू | 
हैं, जो जन्म मर अपने आपको मिंठा कर, दूसरों को बनाती रहती हैं 
ये केवल तभी तक आदरहीन मातृत्व तथा अधिकार-शूल्य पत्नीत्व स्वीकार 
करती रह सकेंगी, जब तक उन्हे अपनी शक्तियों का बोध नहीं होता । 
बोध होने पर वे बन्दिनी बनाने वाली ४ खलाओं को स्वयं तोड़ फेकेंगी । 
परन्तु उस दशा में अशान्ति और संघष अवश्यम्मावी है जिसके कारण 
चहुत समय तक समाज की सुचारु व्यवस्था होना कठिन हो जावेगा | 
अत. सामाजिक अधिकारों का फिर से निरीक्षण तथा उनमें से समय के 
प्रतिकूल परिस्थितियों को दूर करने का प्रयास ही भविष्य के लिए. श्रेयर्कर 
हो सकेगा | समाज अपने आधे उत्तमाक़ु की अवज्ञा करके कितने ढिन 
जीवित रह सक्केगा, यह कहना बाहुल्य मात्र है ) पुरुष तथा ज््री के कार्य- 


७५. 


२० शृंखलो 
क्षेत्र पृथक-पुथक परन्तु समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। ऐसी दशा में यदि 
महत्वपूर्ण कर्तव्य का पालन करके भी स्त्री को पुरुष की दासता तथा 
पद-पद्‌ पर अपमान का कठ्ठ श्रज्लुभव करना होगा तो उसका अपने कार्य- 
क्षेत्र को तिलाञ्लि दे देना स्वाभाविक ही है | यदि पुरुष धनोपार्जन कर 
अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ समाज तथा देश का आवश्यक 
और उपयोगी अद्ध समझा जाता है, राजनीतिक तथा सामाजिक अषि- 
कारों का यथेष्ट उपभोग कर सकता है तो ज्ञी शह मे भविष्य के लिए 
अनिवार्य सन्‍्तान का पालन-पोषण कर अपने गुरु कर्तव्य का भार वहन 
करती हुईं इन सब अधिकारों से अपरिचित तथा वच्चित क्‍यों रखी जाती 
है ! संसार के और उसके बीच में ऐसी काली अभेद्य यवनिका क्‍यों डाल 
दी जाती है जिसके किरण अपने शह की स कुचित सीमा के अतिरिक्त 
ओर किसी वस्तु से उसका परिचय हो सकना असम्भव है | 

संसार की प्रगति से अनभिज्ञ, अनुभव-शत्य, पिल्लरचद्ध पक्षी के 
समान अधिकार-विहीन, रुग्ण, अज्ञान नारी से फिर शक्ति-सम्पन्न सृष्टि 
की आशा की जाती हे, जो मगतृष्णा से तृप्ति के प्रयास के समान ही 
. निष्फल सिद्ध होगी । 

हमारे समाज में सम्पन्न से श्रमजीवी नारियों तक अनान एकरस 
आर व्यापक दे ! ४ 

सम्पन्न महिलाएं अपने ग्रद्द तथा सन्तान की इतर व्यवस्था के 
लिए अनेक दास-टासियाँ रखकर केवल व्यक्तिगत विनोद और परम्परा- 
पालन की ओर ही ध्यान देती हई | वास्तव मे इसी श्रेणी की महिलाशों 
में से अनेक फो स्त्रियों के स्वत्वों के निरीक्षण करने का अ्रवकाश और 
उस ज्ञान को सत्र में फैलाने के साधन सुगम्रता से मिल सकते थे | 


की कड़ियाँ श्र 


हमें प्रायः अपने देश की कुछे सम्पन्न तथा जाग्रत महिलाओ की 
क्रियाशीलता के समाचार शत होते रहते हैं। उनके विदेशों के कोलाइल- 
मय जीवन और देश में वैभव से जगमगाती पार्टियों का हमें उलाहना 
नहीं देना है, परन्तु वास्तव में उनकी जाणति तभी अभिनन्दनीय हो सकेगी 
जब वे भारत की अन्धकार में भटकने वाली वाणीहीन अस ख्य नारियों- 
की प्रतिनिधि बन कर भागे और यहाँ 'की सम्भ्रान्त, साधारण तथा 
अ्रमजीबी महिलाओं के अधिकारों, उन्नति के साथनों, अवनति के 
कारणों तथा उनसे सम्बन्ध रखने वाले अन्य विषयों से परिचित हो 
सकें । उनके विकास-पथ में तभी उनकी देशवासिनियों की पलकें 
ब्रिछ सकेंगी, जन्न वे अपने सशख्नित ज्ञान को देश की कुटी-कुटी के द्वारः 
पर जाकर प्रत्येक स्री को उपहार में देने का निश्चा करके ब्रढेंगी। 
अनेक ने इस दिशा में स्त॒त्य 'प्रयास किया है, इसमें सन्देह नहीं; 
परन्तु कोटिशः सोती हुईं द््रियों को जगाने का कार्य दो-एक के किये न 
होगा । उनके लिए. सहस्तशः जाशत बहिनों को अनेक सुखों और 
ऐश्वर्यों कों हुकमा कर अलख जगाना पड़ेगा, परन्तु इस प्रयास का: 
परिणाम अमूल्य होगा, यह निश्चित है। हमारी मानसिक दासता, 
मानसिक तन्द्रा के दूर होते ही, न कोई वस्तु हमारे लिए. अलम्य रहेगी, 
न कोई अधिकार दुष्प्राप्प; कारण, अपने स्वत्वों से परिचित व्यक्ति- 
को उनसे बश्चित रख सकना कठिन ही नहीं, असभ्भव है | 

इसें न किसी पर जप्र चाहिए, नकिसी से पराजय; न किसी पर 
प्रशुता चाहिए, न किसी का प्रभुत्व | केवल अपना वह स्थान, वे स्वत्वः 
चाहिए जिनका पुरुषों के निकट कोई उपयोग नहीं है, परन्तु जिनके 
बिना# हम समाज का उपयोगी अग बन नही सकेंगी। हमारी जाश्त 


श्र *'खला 


और साधन-सम्पन्न बहिनें इस दिशा में विशेष महत्वपूर्ण कार्य कर 
सकेंगी, इसमें सन्देह नही । 
मध्यम श्रेणी को महिलाओं को णह के इतर और महत्वपूर्ण! दोनों 
अकार के कार्यों से इतना अवकाश ही नहीं मिलता कि वे कभी अपनी 
स्थिति पर विचार कर सके | जीवन के आरम्मिक वर्ष कुछ खेल में, 
कुछ गह-कार्यो के सीखने में व्यतीत कर जब से वे केलव शाब्दिक 
अर्थवाले अपने ग्रह में चरण रखती हैं तब से उपेक्षा और अनादर 
की अजस्त्र वर्षा मे ठिद्धरते हुए मृत्यु के अन्तिम क्षण गिनती रहती 
हैँ । स्वत्वहीन धनिक महिलाओं को यदि सजे हुए खिलौने का ._ 
-सौमाग्य प्राप्त है तो साधारण श्रेणी की त्लियों फो क्रीत दासी का 
“दुर्भाग्य । ह 
यदि पुरुष व्यसनी है, रोगी है तो अपने और वालकों के भरण- 
पोषण की समस्या मुत्यु से भीषणतर बनकर उनके सम्मुख उपस्थित हो 
जाती है | यदि भाग्य में वेघव्य लिखा होता है तो उनके साथ मिन्षाटन 
ओऔ_ी स्त्रीकदर करना पड़ता है। सारांश यह है कि उन्हें किसी दशा में 
भी स्थावलम्बन इहुर्लभ है | मानसिक सुख के साथ शारीरिक 6ुःख 
उपेक्षणीय हो सकता है और शारीरिक सुख के साथ मानसिक पढ़ा 
सहनीय परन्तु दोनों सुख या दोनों दुःख मनुष्यों को जड़ बनाये ब्रिंना 
नही रहते । मच्यम शहस्थ की गुहिणी को श्रपनी अ्रनेक इच्छाएँ- 
अमिलापाएँ कुचल कर जीवित रहना पड़ता है और इसके साथ ही 
शारीरिक क्लेशों का भी अन्त न होने से उनका सम्पूर्ण जीवन अनजान पशु 
के जीविन की स्मृति दिलाता रहता है । राजनीतिक श्रथिकारों से भी पदले 
उसे ऐसी सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता दे जिससे उसके जीक में 


की कड़ियाँ श्र 


कुछ स्वावलम्बन, कुछ आत्म-विश्वास आ सके | उसकी दुर्बलताएँ 
अनेक हैँ और सासारिक सघर्ष घोरतर | | 
श्रमजीवी श्रेणी की स्त्रियों के विपय में तो कुछ विचार करना भी 
मन को खिन्नता से भर देता है। उन्हें ग्रह का कार्य और सन्तान का 
पालन करके भी बाहर के कामों में पति का हाथ बटाना पड़ता है| सबेरे 
“६ बजे, गोद में छोटे वालक को तथा भोजन के लिए, एक मोटी काली 
रोटी लेकर मजदूरी के लिए निकली हुईं स्त्री जच्र ७ वजे सन्ध्या समय 
घर लौग्ती है तो ससार भर का आहत मातृत्व मानों उसके शुष्क ओठों 
में कराह उठता है । उसे भ्रान्त, शिथिल शरीर से फिर घर का आवश्यक 
कार्य करते और उस पर कभी-कभी मद्यप पति के निष्ठुर परहारों को सहते 
देख कर फरुणा को भी करुणा आये विना नहीं रहती । मिल, कारखाने 
आदि में काम करने वाली ख्त्रियों की दुर्दशा तो प्रकट ही है| परन्ठु 
हमारे वृद्दत महिला-सम्मेलन तथा बड़े-बड़े सुधार के आयोजन उन्हें भूल 
जाते हैँ जिनकी कार्य-पटुता के साथ अज्ञान का विचित्र सगम हो रहा 
है| कृपक तथा अन्य श्रमजीवी लियों की इतनी अधिक सख्या है कि 
बिना उनकी जाण्ति के हमारी जाणति अपूर्ण रहेगी और हमारे स्वत्व 
अर्थटीन समझे नायेंगे। उत्तराधिकार मिल जाने पर भी हमारी मजबूर 
र्द्रियाँ निर्धन पिता तथा दरिद्र पति से ढरिद्रता के अतिरिक्त और क्‍या 
पा सकेगी ! 
इनके लिए तो ज्ञान के घन की ही विशेष आवश्यकता है जिससे चे 
फारखानों में, मिलों में शारीरिक श्रम करती हुईं भी अपने स्वत्वों की 
इत्वा न होने दे' बरन्‌ प्रत्येक अन्याय का विरोध करने को उद्यत रहे । 
- ये जीविकोपार्जन में असमर्थ होने के कारण वित्राह नहीं करतीं पत्युत्‌ 


ल्‍्र्४ अखला 
४ एक संगी की आवश्यकता का अनुभव करके ही स्वय गुहिणी का 
“उत्तरदायित्व स्वीक्त कर लेती हैं | यदि उन्हें अपने स्वत्वों का 
वास्तविक ज्ञान हो तो उनकी पुरुषों द्वारा अनेक दुर्दशाओं का अन्त 
होते देर न लगे | इनकी पारिवारिक स्थिति धनिक और साधारण श्रेणी 
-की स्त्रियों से मिन्न है, कारण, न वे अपने गृह का अलझ्कार मात्र समझी 
जाती हैं न ऐसी वस्तुएं जिनके द्वट जाने से गृहत्थ का कुछ बनता 
“बिगड़ता ही नहीं ! वे पुरुष के जीविकोपार्जन में सहयोग देती हैँ, अपनी 
जीविका के लिए उसका मुख नहीं देखतीं; फलतः वे अपेक्षाकृत स्वाव- 
'लम्बिनी हैं। इन सत्र में जायुति उत्पन्न करने, उन्हें अ्रभाव का अनुभव 
कराने का भार विदुषियों पर है और बहुत समय तक रहेगा | 
शिक्षा, चिकित्सा आदि विभागों में कार्य करने बाली जागुत महि- 
लाओं ने अपना एक भिन्न समाज बना डाला है जिसने उन्हें गृहिणियों 
के प्रति स्नेहश्ल्य और गुहिणियों को उनके प्रति सदिग्ध कर दिया है। 
-न वे अपनी निर्दिष्ट सद्ढीण' सीमा से वाहर पैर रखना चाहती हैँ न किसी 
को अपने निकट आने की आशा ही देती हैं | उनके विचार में गृहिणी 
-के जिस उत्तरदायित्व या परावलम्बन से पूर्ण जीवन को उन्होंने छोड़ 
दिया है उसे स्वीकार करनेवाली स्त्रियों अनादर तथा उपेक्षा के ही थोग्य 
“ह और एक प्रकार से उनकी यह धारणा अनेक अनर्थों के लिए; उत्तर- 
दायिनी ठहदराई/जा सकती है। इतनी शिक्षा, इतनी बुद्धि, इतने साधन, 
इतना अवकाश और स्वावल्म्बन पाकर भो यदि वे अन्य वहिनों की प्रति- 
निधि न बन सकी, यदि वें उनके त्यागमय जीवन क्रो अ्वञ्ञा से देखती 
रहीं तो सारे समाज का अनिष्ट होने की सम्मावना सत्य हुये बिना न रहेगी। 
उनके सट्टीर्ण समाज में अवेश न पा सकने के फारण श्रन्य ख्ियोँ उसके 


की कड़ियाँ २४ 


गुरु उत्तरदायित्व से अनभिन रहकर केवल उनके वाह्य शान्तिपू्ण जीवन 
से ईप्यी कर अपने जीवन को दुर्वह बना डालती हैं। 
जिन विदुपी महिलाओं ने घर और बाहर दोनों प्रकार के उत्तर- 
दागित्व को अपनाया उनका जीवन भी प्राग्र: समाज का आदर्श नहीं 
बन पाया | 
उन्होंने अपनी श्रसमथता के कारण नवीन स्वतन्त्र जीवन नहीं 
स्वीकार किया है, वरत्‌ देश के असख्य बालक-बालिकाओं की श्ञानदात्री 
माता बनने की योग्यता के कारण, यह उन्हीं के जीवन से प्रमाणित 
होना आवश्यक है। आपत्ति के समय जब युवक पति सद्य/परिणीता 
पत्नी को या पिता अ्रतहाय सन्तान को छोड़कर युद्ध में प्राण देने चल 
पढ़ता है तब क्‍या कोई उसे कर्तव्यपराडमुख कहकर उसकी अवज्ञा कर 
सकता है ! आज ख्रियों की विपन्नावस्था से आहत गौरव लेकर कुछ स॒योग्य 
'विदुपियों यदि अपनी जाति की अवनति के कारण द्ढ़ने और उन्हें दूर 
करने में अपना जोवन लगा देने के लिए, निकल पड़े तो क्या कोई उन 
पर ईँसने का साहस कर सकेगा १ नहीं ! परन्तु इस श्रद्धा को पाने के 
लिए. उन्हें अपने प्रत्येक कार्य को त्याग की, परार्थ को तुला पर तोलना 
पड़ेगा; आत्म-सुखोपभोग-द्वारा उसकी गुरुता न जॉची जा सकेगो। 
नारी में परिस्थितियों के अनुसार अपने वाह्म जीवन को दाल लेने 
की जितनी सहज प्रति है, अपने स्वाभावगत शुण न छोड़ने की आन्त- 
रिक प्रेरणा उससे कम नदीं--इसी से भारतीय नारी भारतीय पुरुष से 
अधिक सतकेता के साथ अपनी विशेषताओं की रक्षा कर सकी है, 
पुदप के समान अपनी व्यथा भूलने के लिए वह कादम्बिनी नहीं मॉगती, 
उल्लास के सपन्‍दन के लिए, लालल का तारडव नहीं चाहती क्योंकि दुःख 


रद 
को वह जीवन की शक्ति-परीक्षा के रूप में प्रहण कर सकती है और 
सुख को कतंब्य में प्राप्त कर लेने की क्षमता रखती है | कोई ऐसा त्याग, 
कोई ऐसा बलिदान और कोई ऐसी साधना नहीं जिसे वह अपने साध्य 
तक पहुँचने के लिए, सहज भाव से नहीं स्वीकार करती रही । हमारी 
राष्ट्रीय जागृति इसे प्रमाणित कर चुकी हे कि अवसर मिलने पर गुह के 
कोने की दुर्बल वन्दिनी, स्वच्छुन्द वातावरण में बलप्रास पुरुष से शक्ति' 
में कम नहीं । 

अपने कर्तव्य की ग़ुरुता मलीभाँति द्ृदयद्भम क्र यदि हम अपना" 
लक्ष्य स्थिर कर सकें तो हमारी लौह-श्ट खलाएं हमारी गरिमा से गलकर 
मोम बन सकती हैं, इसमें सन्देह नहीं | 


युद्ध और नारी 


दो 


र््ब३ 


शखत्ा 


बबेरता की पहली सीढी से सभ्यता की अन्तिम सीढ़ी तक युद्ध 
मनुष्य-जाति का साथ देता आया है । मनुष्य ने अपनी सद्डीण व्यक्तिगत 
स्वार्थमावना का पहला अभिनन्दन भी इसी से किया और लोकगत 
परार्थ-भावना की अन्तिम आराधना भी इसी से करने जा रहा है | समय 
के आगे बढ़ने के साथ ही उसकी पत्थर की भारी तलवार, लकड़ी, लोहे 
आर इस्पात की बनते-बनते अत्र पहले से सहस्नगुण अधिक भयानक 
अख््र में परिणत हो गई; दूर के शत्रु को वेधनेवाले कम तीक्ष्ण वाण 
मशीनगन के पूर्वज बन बैठे | इतने युगों में मानवजाति ने केवल 
अनेक प्रकार के वस्थाभूषणों से अपने को सजाना, ऊ ची-ऊँची गगन- 
चुम्बी अद्यालिकाओं में बसना, अनेक प्रकार के श्रग्राकृतिक सुस्त्राहु 
व्यज्ञनों से शरीर को पालना, जाति, वर्ण , देश, राष्ट्र आदि दीवारें खड़ी 
करके रहना, अनेक नियम-उपनियर्मों से शासित होना और शासन 
करना ही नहीं सीख लिया, वरन्‌ उसने अपने मार्ग में बाधा पहुँचाने 
चले ब्वक्ति की प्रत्येक सॉस को विपाक्त कर देनेवाले अनेक उपाय भा 
खोन निकाले हैं | आज के विशान ने उसकी प्रत्येक संद्वारक कल्पना की 


क्री कड़ियाँ श६ 


'पायिव रूप दे दिया, प्रत्येक उठनेवाली इच्छा को धरती से बॉघ दिया 
और प्रत्येक निष्ठुर प्रयत्न कों साकार सिद्धि में परिवर्तित कर दिया। 
परिणाम वही हुआ, जो होना था । 

आज प्रत्येक राष्ट्र हिंसक जन्तु की तरह अपनी सद्यश्जात पहली 
इच्छा की पूर्ति के लिए दूसरे राष्ट्र की जीवन भर की सश्ित संस्कृति को 
निंगल लेने को तुला बैठा है | जत्र हम स्वार्थ के उस हुड्लार को संसार 
के एक छोर से दूसरें छोर तक ग्रतिध्वनित होते सुनते हैं, तब मन में 
यह प्रश्न उठे बिना नहीं रहता कि इन भिन्न देश और जातियों की, 
दुधमुंहे बालकों को अश्वल की छाया में छिपाये और बड़ों को वात्सल्य 
से आदर करती हुई माताएँ तथा आनेवाली आपत्ति की आहट सुनकर 
मुरभाई हुई स्नेहमयी पत्नियाँ क्या सोच रही हैं | 

युद्ध स्त्रियों की मनोदृत्ति के अनुकूल है या नहीं और यदि नहीं है 
तो पुरुषों ने उससे सहयोग पाने के लिए क्या-क्या प्रयत्न किये, ये प्रश्न 
'सामयिक लगने पर भी जीवन के समान ही पुराने हैं | 

पुरुष का जीवन संघर्ष से आरम्म होता है और ख्त्री-का आत्म- 
समर्पण से । जीवन के कठोर संघर्ष में जो पुरुष विजयी प्रमाणित हुआ 
उसे स्त्री ने कोमल हाथों से जयमाल देकर, स्निग्ध चितवन से अमिनन्दित 
करके और स्नेह-प्रवण आत्म-निवेदन से अपने निकट पराजित बना डाला। 

पुरुष की शक्ति और छुरवलता उस आदिम नारी से नहीं छिपी रही 
डोगी जिसने पुरुष की बर्बरता को पराभूत कर उसकी/|स॒ुप्त भावना को 
जगाया । इन पवित्र शहों की नींव ज्ली की बुद्धि ;पर रखी गयी है, पुरुष 
की शक्ति पर नहीं। अपनी सहज बुद्धि के कारण ही शस्त्री ने पुरुष के 
साथ अपना सघर्ष नहीं होने दिया। यदि होने दिया होता तो ऋण 


३० श्वखला 


मानव-जाति की दूसरी दी कहानी होती । शारीरिक बल के अतिरिक्त उन 
दोनों के स्वभाव में भी मिन्नता थी । पुरुष को यदि ऐसे इच्त की उपभा 
दी जाय, जो अपने चारों ओर के छोटे-छोटे पौधों का जीवन-रस चूस- 
चूस कर आकाश की ओर बढ़ता जाता है तो ज्री को ऐसी लता कहना 
होगा, जो पृथ्वी से बहुत थोड़ा-सा स्थान लेकर, अपनी उघनता में बहुत 
से अंकुरों को पनपाती हुई उस इच्त की विशालता को चारों ओर से ढक: 
लेती है | इच्ष की शाखा-प्रशाखाओं को काद कर भी हम उसे एकाको 
जीवित रख सकते हैं, परन्तु लता की, असंख्य उलभी-सुलभी उपशाखाएं 
नष्ट हो जाना ही उसकी मृत्यु है। 

स्री और पुरुष के इसी स्वभाव-जनित मेद ने उन्हें एक दूसरे के 
निकट परिचय प्राप्त करने योग्य वना दिया | स्त्री का जो आत्म-निवेदन 
पुरुष को पराभूत करने के लिए, हुश्रा था, वह सनन्‍्तान के आगमन से 
ओर भी हृढ़ होगया | उसने देखा कि उसे एक सबल पुरुष पर शासन 
ही नहीं करना है, वरन्‌ अनेक निर्वलों को भी उसके समान सत्र बनाना 
है | उसके इस कतंब्य-जोध के साथ ही शहद की नींव पड़ी । जब उसने 
अपने शिशु को सामने रख कर कहा कि इसे तुम्हारे समान बनाने के 
लिए मुझे! निरन्तर धुप-शीत से बचाने वाली छाया, नियमित रूप से 
मिलने वाला भोजन और नियत रूप से शत्रु आदि से रक्ता करने वाले 
प्रदरी के रूप में तुम्हारी आवश्यकता है, तब्र पुरुष पत्तों की कुटी बनाकर, 
आखेट-द्वारा भोजन का प्रबन्ध करके अपनी सारी शक्ति से उस नये 
संसार की रहता करने में प्रदत्त हुआ | पहले जिन शन्रुओ्रों से बढ 
मिर्मीकतापूर्वक उलभ पड़ता था अब उनके सहयोग की श्रावश्यकता का 
अनुमव करने लगा | संघप में जो सबल व्यक्ति अपनी रक्षा कर सकता 


की कड़ियाँ ३१ 


था, वही अब सुकुमार सद्निनी और कोमल शिशु को लेकर दुर्घल हो 
उठा, क्‍योंकि उसके प्रतिहन्द्दी उसे हानि पहुँचाने में असफुल,होकर 
उसके गह-सौन्दर्य को नष्ट कर सकते थे। सबच्बल ने अपने रह की रचा 
और रक्षितों के सुख के लिए. निर्बलों का सहयोग स्वीकार किया और 
नि्नेलों ने अपने और अपने णह दोनों के लिए,। इस प्रकार हिंसक पशु 
के समान युद्धपरायण मानव-जाति अपने सुख की परिधि को धीरे-धीरे 
चढ़ाने लगी | युद्धों का स्वेथा अन्त तो नहीं हुआ, परन्तु अर व्यक्ति 
अपने ग्रह की रचना के लिए तत्पर हुआ और जाति एक विशेष यह- 
समूह की रक्षा के लिए मरने-मारने लगी | फिर भी ज्त्री में कभी वह 
रक्त-लोलुपता नहीं देखी गई, जिसके कारण युद्ध केवल युद्ध के लिए, 
भी होते रहे । ४ 
वास्तव में वह पुरुष के दृष्टिकोण से युद्ध को देख ही नहीं सकती | 

ऋुछ स्वभाव के कारण और कुछ बाहर के सद्भृष में रहने के कारण पुरुष 
गृह में उतना अनुरक्त नहीं हो सक्रा जितनी ञ्रीहों गई थी। उसके 
लिए, गह का उजड़ जाना एक सुख के साधन का बिगड़ जाना हो 
सकता है, परन्तु स्रीके लिए. वही जीवन का उजड़ जाना है। उसने 
अपने आप को उसमें इतना तन्‍्मय कर दिया था कि उसका घर उसके 
लिए जीवन से किसी प्रकार भी भिन्‍न नही रह गया । युद्ध णह के लिए 

अलय है; इसी से सम्भवतः वह उससे विमुख रही है| युद्ध के लिए. 

बीरों को जाता देखकर पुरुष सोचेगा, देश का कितना गुरू महत्व इनके 

सम्मुख है और ज्री सोचेगी, कितने आर्तनाद से पूर्ण घर इनके पीछे हैं । 

शक कहेगा--यह जा रहे हैं, क्योंकि इनका देश है; दूसरा कहेगा--- 

यह जा रहे हैं, पर इनके स्नेहमयी पत्नी और बालक हैं | 


डर श्वखला 

स्री केवल शारोरिक और मानसिक दृष्टि से ही युद्ध के अनुपयुक्त 
नहीं रही, वरन्‌ युद्ध उसके विकास में भी बाधक रहा है। जिसे कल की 
आशा नहीं, जिसके नेत्रों में मुत्यु को छाया नाच रही है, उस सैनिक 
के निकट स्त्री केवल स्त्रीहे। उसके त्याग, तपस्था, साधना-प्रेम आदि 
गुणों का वह क्‍या करेगा ! इन गुणों का विकास तो साहचर्य्य में ही' 
सम्भव है | सवेरे तलवार के घाट उतरने और उतारने वाला, वीर, र््री 
की रूप-मदिरा का केवल एक घट चाह सकता है। वह उसके दिव्य 
गुणों का मूल्य ऑकने का समय कहाँ पावे और यदि पा भी सके तो 
उन्हें कितने क्षण पास रख सकेगा ! इसी से प्रायः युद्ध काल में स्त्री 
सम्पूर्ण स्री कभी नहीं बन सकी। कुरुक्षेत्र की रुधिर-स्नाता द्रौपदी न 
महिमामयी जननी के रूप में हमारे सम्मुख आई ओर न गौरवान्वित 
पत्नी के रूप में प्रकट हुईं | वैभव की अन्य सामग्रियों के समान वह 
शत्र-भय से भागते फिरने वाले पाण्डव भाइयों में बॉटी गई और युद्ध 
का निमित्त मात्र बनकर जीवित रहने के लिए ब्राध्य की गईं। वास्तव में ली 
के गुणों का चरम-विकास समाज के शान्तिमय वातावरण में ही है, चाहि 
समय के अनुसार हम इसे न मानने पर ब्राध्य हो । 

स्त्री के स्वभाव और णह के आकर्षण ने पुरुष को युद्ध से कुछ विरत' 
अवश्य किया, परन्तु इस प्रवृत्ति को पूर्णतः दबा देना सम्मव नहीं था । 
बाहर का संघर्ष भी समाप्त नहीं हो सकता था | समय ने केवल स्वार्थ को 
विस्तृत कर दिया, फलतः व्यक्ति, जाति, देश या राष्ट्र-विशेष के स्वार्थ से 
अपने स्वार्थ को सम्बद्ध कर परार्थ-सिद्धि का अभिनय-सा करने लगा | 
सुख के साथनों के साथ पिपासा भी बढ़ी, स्वत्व की मावना के साथ अपने 
अधिकार को विस्तृत करने की कामना भी वित्तार पाने लगी | श्राज इस' 


हि 


की कड़ियाँ डरे 


भौतिकवाद के वातावरण में मनुष्य वर्बर-युग के क्र पुरुष से अधिक 
भयानक हो उठा है। बाहर संघर्ष है, कर्मक्षेत्र इतना रुक्ष दे कि 
पुरुष क्री और ग्रह को जीवन की आवश्यकताओं में एक सममता है, 
परन्तु उसे यह सह्य नहीं कि स्री उसकी अधिकार-लिप्सा में बाधक बने । 
उसकी इच्छा की सीमा नहीं, इसी से युद्ध-संख्या की भी सीमा नहीं 
तथा अन्याय और अत्याचार की भी सीमा नहीं | यदि स्त्री पग-पग पर अपने 
आँसुओं से उसका'मार्ग गीला करती चले, तो यह पुरुष के साहस का' 
उपहास होगा, यदि वह पत्-पल में उसे कर्त॑व्य-अकर्तव्य सुझाया करे तो यह 
उसकी बुद्धि को चुनौती होगी और यदि वह उसका साइच्रर्य छोड़ दे तो 
यह उसके जीवन की रुक्षुता के लिए. दुवंह होगा । 

अन्त में पुर ने इस बाधा को दूर करने के लिए. जो सहज ठपाय 
हढ निकाला, उसने सभी दुश्चिन्ताओं से उसे मुक्त कर दिया। उसने 
एक नये श्राविष्कार के समान स्त्री के सम्मुख यह तर्क॑ रखा कि तुम्हारी 
युद्ध-विमुखता के मूल में दुर्बलता है। तुममें शक्ति नहीं, इसीसे यह 
कोरी भाजुकता श्रश्नय पाती है। तुम्दारा आत्म-निवेदन, तुम्हारी ही 
रक्षणीयता प्रकट करता है, अतः यह लजा का फारण है, गये का नहीं । 

अपने स्वभाव की यह नवीन व्याख्या सुनकर मानो नारी ने अपने 
आपको एक नये दर्पण में देखा, जिसने उसे कुत्सित और दुर्बल प्रमा- 
शित कर दिया। उसका रोम-रोम विधाता से प्रतिशोध लेने के लिए 
जल उठा । उसने पुरुष के निकट पुरुष का ही दूसरा रूप बन जाने की 
प्रतिजा की | वे अल, जो निछ्ट॒र संहार के कारण उसे त्याज्य जान पड़ते 
ये, उसके आभूषण हो गये | थुगों से मानवता की पाठशाला में सीखा 
डश्ा पाठ वह क्षण में भूल गई और पुरुष ने अपने मार्ग को प्रशत्त्त 


झ्छ 
पाया | आब के पुरुष ने स्त्री पर जो विजय पाई है, वह मानव-जाति के 
'लिए चाहे उपयोगी न हो, परन्तु उसके स कीर्ण स्वार्थ के लिए आवश्यक है| 

पुरुष ज्नियों की ऐसी सेना बना रहा है; जो समय पर उसके शिथिल 
हाथ से अछ्ा लेकर रक्तपात न बन्द होने देगी, सहानुभूति को गर्व के 
भारी पत्थर से दबाकर मलुष्वता का चीत्कार सुनेगी और स्नेह को वैभव 
का बन्दी बनाकर अपने आपको कृतकार्य सममेगी। सुदूर भविष्य के 
गर्म में क्या है, यह तो अभी कह सकना सम्भव नहीं, परन्तु श्राज की 
निस्तब्धता में किसी आँधी की ही सूचना छिपी हो तो आश्चर्य नहीं | 

इसी युग में नारी ने ऐसा वेश बनाया है, यह कहना इतिहास की 
उपेक्षा करना होगा | अनेक बार उसने आपत्तिकाल में अश्रत्न धारण 
कर सष्टा का पद छोड़कर संदहारक का कार्य किया है, परन्तु भेद इतना 
ही है कि प्रायः वह ज्षणिक आवेश बुद्धिजन्य न होकर आशकाजन्य था। 
उसमें और इसमे उतना ही अन्तर है जितना प्रयत्न और सिद्धि में | 
पहले का भाव सस्कार नहीं बन सका था, केवल एक अ्रधिक सुन्दर 
सत्य की रक्षा के लिए उसने असत्य का परिहार स्वीकार फिया था | 
आधुनिक युद्ध प्रिय राष्ट्रों की नारियों में यह सस्‍्कार जन्म पा रहा है कि 
करुणा, दया, स्नेह आदि स्वभाव-जात गुणों के सहार के लिए यदि 
पुरुप-जैसा पाशविक चल उनमें न आ सके तो उनकी जाति जीने योग्य 
नहीं | इसीसे वह मातृ-जाति अन्य सन्‍्तानों का गला काटने के लिए 
अपनी तलवार में धार देने त्रैठी हे । 


नारोत्व का अभिशाप 


सीन 
68 ३ ह 


अ खला 


चाहे हिन्दू नारी की गौरब-गाथा से आकाश गूंज रहा हो, चाहे 
उसके पतन से पाताल कॉप उठा हो परन्तु उसके लिए 'न सावन सूखे न 
भादों हरे! की कहावत ही चरितार्थ होती रही है | उसे अपने हिमालय 
को लजा देनेवाले उत्कर्षा तथा समुद्रतल की गहराई से स्पर्धा करनेबाले 
अपकर्पा दोनों का इतिहास ऑंसुओं से लिखना पड़ा है और सम्भव है 
भविष्य में भी लिखना पड़े। प्राचीन से प्राचीनतम काल में जब्र उसने 
त्याग, संयम तथा आत्मदान की आग में अपना सारा व्यक्तित्व, सारी 
सजीवता और मनुध्य-स्वभावोचित इच्छाएँ तिल-तिल गलाकर उन्हें 
कठोर आदश' के सॉचे मे ढालकर एक देवता की मूर्ति गढ़ डाली तब 
मी क्‍या संसार विस्मित हुआ या मनुष्यता कातर हुई ? क्या नारी के 
बड़े से बड़े त्याग को, श्रात्म-निवेदन को, संसार ने अपना अधिकार नहीं 
किन्ठु उसका अदूमुत दान समझकर नम्नता से स्वीकार किया ई ! कम 
से कम इतिहास तो नहीं बताता कि उसके किसी भी वलिदान को पुदथ 
ने उसकी दुर्बलता के अतिरिक्त कुछ और समभने का प्यत्त फिया । 

अग्नि में बैठकर अपने आपको पतिप्राणा प्रमाणित करनेवाली स्फटिक 


की कड़ियाँ 


सी स्वच्छ सीता में नारी की अनन्त येग्नों की वेंदना साकार - हो गई है । 
कौन कह सकता है उस भागते हुए युग ने-अपनी उस, अलौकिक कृति 
अपने मनुष्यत्व की कछुद्र सीमा में बंघे विशाल देवत्व की ओर एक बार 
मुड़कर देखने का भी कष्ट सहा ! मनुष्य की साधारण दुबलता से युक्त 
दीन माता का बध करते हुए, न पराक्रमी परशुराम का हृदय पिघला, न 
मनुष्यता की असाधारण गरिमा से गुरु सीता को पृथ्वी में समाहित करते: 
हुए राम का द्ृदय विदीर्ण हुआ । मानो पुरुष-समाज के निकट दोनों 
जीवनों का एक ही मूल्य था। एक जीवित व्यक्ति का इतना कठोर 
त्याग, इतना निसेम बलिदान दूसरा हृदयवान व्यक्ति इतने अकातर भाव 
से स्वीकार कर सकता है, यह कल्पना में भी क्लेश देता है, वास्तविकता 
का तो कहना ही कया ! 

इस विषमता का युगान्तरदी्घ कारण केवल एक ही कहा जा सकता: 
है--दुर्बलता, जिसका प्रायः कोमलता के नाम से नामकरण किया जाता 
है। नारी के स्वभाव में कोमलता के आवरण में जो दुर्बलता छिप गई है 
वही उसके शरीर में सुकुमारता बन गई | यह सत्य नहीं है कि वह इस- 
दुर्बलता पर विजग्र नहीं पा सकती, पर यह निर्विबाद सिद्ध है कि वह 
अनादि काल से उसे अपना अलकार समभती रहने के कारण त्यागने पर 
उद्यत ही नहीं होती | उसके विचार में इसके ब्रिना नारीत्व अधूरा है । 
$नेलता मनुष्य-जीवन का अभिशाप रही है और रहेगी, परन्तु शरीर और 
मन दोनों से सम्बन्ध रखनेवाली दुर्जलताओं में कौन घोरतर अभिशाप है 
यह कहना कठिन है। समयविशेष तथा अवस्थाविशेष के अनुसार हम 
पश्ुन्नल तथा मानसिक बल का प्रयोग करने पर विवश होते हैं और समय 
तथा अचस्था के अनुसार ही हमारे लिए. मानसिक और शारीरिक दुर्बलताए 


३ शअशखला 


अभिशाप सिद्ध होती रही हैं। जीवन में इन दोनों शक्तियों का समन्वय | 
“सफलता का विधायक रहा है अवश्य, परन्तु यह कहना असत्य भी न होगा 
कि प्रायः एक शक्ति की न्यूनता दूसरी की अ्रधिकता से भर जाती है । 
विशेषकर नारी के लिए पशुच्॒ल की न्यूनता को आत्मच्ल से पूर्ण! कर 
लेना स्वभावसिद्ध है। वह यदि सम्मुख युद्ध में अख्न-सथालन-द्वारा 
'प्रतिदन्द्रियों को विस्मित कर सकी है तो बिना अस्न के या वबलद्श न के 
अस खझ्य विपक्षियों से घिरी रहकर भी अपने सम्मान की रक्षा कर चुकी है । 
नारी ने अपनी शक्ति को कभी जाना और कभी नहीं जाना | वर्त- 

मान युग तो उसके न जानने की ह्वी करण कहानी है। नारीत्व की 
कोमलता के नाम से पुकारी जानेवाली दुर्बलता के साथ सदा से ब्रेंची 
“हुई वेदना और तजनित आपत्ति प्रत्येक युग तथा प्रत्येक परिस्थिति में 
नवीन रूप में आती रही है, परन्तु उसकी वर्तमान दशा करुणतम है | 
उसके आज के और अतीत के वलिदानों में उतना ही अन्तर है जितना 
स्वेच्छा से स्वीकृत, नारीत्व की गरिमा से गौरवबती के जौहदरवतत और 
बलात्‌ लाठियों से घेर-घार कर त्रलिपशु के समान क्ोंकी जाने वाली नारी 
के अग्रिप्रवेश में । आज की मातृशक्ति की वेदना, भार से जर्जर परन्तु 
अपने कृष्ट का कारण या निराकरण के साधनों से एकदम अनभिन्न मूक 
पशु के करण नेत्रों से चहती हुई अश्रुधारा के समान हो निरन्तर पवा- 
हित हो रही है| वह स्वयं अपनी वेदना के कारण नहीं जानती और न 
अपने असह्य कष्ट के प्रतिकार की भावना से परिचित है | जिन काष्टों से 
उसके जीवन का एक बार मी सस्पश हो जाता है उन्हें वह अपने कर्तव्य 
को परिधि में रख लेती दे | कष्ट सहते-सइते उसमें क्लोश की तीद्रता के 
'अज्लुभेव करने को चेतना भी नहीं रद्दी, उसकी उपयुक्तता अनुपयुक्तता 


की कड़ियाँ ३६. 


पर विचार॑ करना तो दूर की बात है। हमारे समाज ने उसे पाषाण- 
प्रतिमा के समान सर्वदा! एकरूप, एकरस, जीवित मनुष्य के स्पन्दन, 
_कम्पन और विकार से रहित होकर जीने की आशा दी है, अतः युगों से 
इसी प्रकार जीवित रहने का प्रयास करते करते यदि वह निर्जाव सी हो 
उठी तो आश्चर्य ही कया है ! हम जत्र बहुत समय तक अपने किसी अज्ञ 
से उसकी शक्ति से अ्रधिक कार्य लेते रहते हैं तो वह शिथिल और 
सशाहीन-सा हुए, बिना नहीं रहता। नारी जाति भी समाज को अपनी 
शक्ति से अधिक देकर अपनी सहन-शक्ति से अधिक त्याग स्वीकार करके 
सज्ञाहीन-सी हो गई है, नहीं तो क्या बलिष्ठ से बलिष्ठ व्यक्ति को दहला 
देने वाली, कठोर से कठोर व्यक्ति को झला देने वाली यन्त्रणाएँ वह 
इतने मूक भाव से सहती रह सकती ! 
हिन्दू नारी का, घर और समाज इन्हीं दो से विशेष सम्पर्क 
रहता है। परन्तु इन दोनों ही स्थानों में उसकी स्थिति कितनी 
करुण है इसके विचारमात्र से ही किसी भी सह्दृदय का हृदय कापे 
बिना नहीं रहता | अपने पितृणद में उसे वैसा ही स्थान मिलता है 
जैसा किसी दूकान में उस वस्ठ को प्राप्त होता है जिसके रखने और 
बेचने दोनों ही में दूकानदार को हानि की सम्भावना रहती है। जिस 
घर में उसके जीवन को ढलकर बनना पड़ता है, उसके चरित्र, 
को एक विशेष रूप-रेखा धारण करनी पड़ती है, जिस पर वह अपने 
शैशव का सारा स्नेह हुलकाकर भी तृप्त नहीं होती उसी घर में वह 
भिक्ुक के अतिरिक्त और कुछ नहीं है | दुःख के समय अपने आहत 
हृदय और शिथिल शरीर को लेकर वह उसमें विश्राम नहीं पाती, 
भूल के समय वह अपना लजित मुख उसके स्नेहाग्ल में नहीं छिपा 


शृुखतला 


“सकती और आपत्ति के समय एक मुहठी अ्न॒ की भी उस घर से आशा 
नहीं रख सकती | ऐसी ही है उसकी वह अ्भागी जन्मभूमि, जो जीवित 
रहने के अतिरिक्त और कोई अधिकार नहीं देती ! पति-गुह, जहाँ इस 
उपेक्षित प्राणी को जीवन का शेष भाग व्यतीत करना पड़ता है, अधिकार 
में उससे कुछ अधिक परन्तु सहानुभूति में उससे बहुत कम है इसमें सन्देह 
नहीं। यहाँ उसकी स्थिति पत्न॒ भर भी आश का से रहित नहीं । यदि 
वह विद्वान पति की इच्छानुकूल विदुपी नहीं हे तो उसका स्थान दूसरी 
को दिया जा सकता है, यदि वह सौन्दर्योपासक पति की कल्पना के अनुरूप 
अप्सरी नहीं है तो उसे अपना स्थान रिक्त कर देने का आदेश दिया जा 
सकता है, यदि वह पति-कामना का विचार करके सन्तान या पुत्रों 
की सेना नहीं दे सकती, यदि वह रुग्ण है या दोपों का नितान्त अभाव 
होने पर भी पति की अप्रसन्नता की दोपी है तो भी उसे उस घर में 
दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा । 

इस विषय में उतके 'क्यों' का उत्तर देने की ग्हस्वामी बाध्य नहीं, 
समाज वाध्य नहीं और धर्म भी बाध्य नहीं | परन्तु यदि सत्री ऐसे घर 
को, ऐसी अस्थायी स्थिति को, सन्‍्तोपषजनक न सममे तो उसे इन सके 
निकट दोपी होना पड़ेगा। उसे अपने विषय में कुछ रोचने-समभने का 
अधिकार नहीं, क्योंकि उसका जीवन 'बृद्ध रोगवश जड़ धनहीना' में 
से जो पिता का बोझ हलका करने में समर्थ होंगया उसीको जन्म-जन्मान्तर 
के लिए निवेदित होगया। चाहे वह स्वर्णपिज्धर की चन्दिनी हो चादि 
लौदपिस्जर की, परन्तु चन्द्रिमी तो वह हे ही और ऐसी कि जिसके निकट 
स्वतन्नता का विचार तक पाप कहा जायगा। 'स््री न स्वातन्त्यम्‌ अईति' 
शात्न ने कहा दे न! मिसके चरणों भें उका ज्ञीवन निवेदित # यदि व 


'की कड़ियों ु ४१ 


उसे सन्वृक्त में बन्द बालक की गुड़िया के समान संसार की दृष्टि से, सूये 
की धूप और पवन के स्पश से वचाकर रखना चाहता है तो भी सब इस 
कार्य के लिए. उसे साधुवाद ही देना उचित समझेंगे | छनके विर्चार में 
नारी मानवी नहीं देवी है और देवताओं को मनुष्य के लिए आवश्यक 
सुविधाओं का करना ही क्या है ! नारी के देवत्व की कैसी विडम्बना है ! 
यदि दुर्भाग्य से क्ली के मस्तक का सिन्दूर घुल गया तब तो उसके 
लिए, ससार ही नष्ठ हो गया | यह ऐसा अपराध है जिसके कारण उसे 
भृत्यु-दर॒ड से भी मीषणतर दरड भोगते हुए तिल-तिल घुल कर जीवन के 
शेष, युग बन जानेवाले क्षण व्यतीत करने होते हैं | ऐसी परिस्थिति में 
यदि दी्धकाल तक गुड़िया बनी रहनेवाली ज्री मातृत्व के उत्तरदायित्व से 
युक्त होती है तो उसे अपने अभिशापमय जीवन के साथ अनेक दुधमुँहे 
बालकों को लेकर ऐसे अन्धकार सें माग ढ्वे ढ़ना पड़ता है जिसमें प्रत्येक 
यात्री दूसरे को श्रान्ति में डाल देना अपराध ही नहीं समझता । यदि 
चह अन्रोध बालिका है तो भी समाज और परिवार, सनातन नियम के 
पालन में अपने आपको राजा हरिश्चन्ध से अधिक दृ्प्रतिज प्रमाणित 
करने में पीछे न रहेंगे। जिन मानवीय दुर्वलताओं को वे स्वयं अविरत 
सबम और अद्वट साधना से भी जीवन के अन्तिम क्षणो तक न जीत 
सकेंगे उन्हीं दुबलताओं को, किसी भूली हुई अत्पष्ट सुधि-द्वारा जीत 
लेने का आदेश वे उन श्रयोध वालिकाश्रों को दे डालेंगे जो जीवन से 
अपरिचित हैँ । उनकी आज्ञा है, उनके शास्त्रों की आज्ञा है और कदा- 
चित्‌ उनके निर्मम ईश्वर की भी आजा है कि वे जीवन की प्रथम ऑँग- 
डाई फो अन्तिम प्राणायाम में परिवर्तित कर दे, आशा की पहली 
चुनदली किरण को विपाद के निविड़ अन्धकार में समाहित कर दें और 


४२ कर अआखला 
सुख के मधुर पुलक को आँसुओं में बहा डाले | इस विराय की साधना के 
लिए, उन्हें अनन्त प्रलोभनों से भरे हुए वैभव से सजे हुए और बधिकों 
से पूण स्थान के अतिरिक्त कोई एकात स्थान भी मिल नहीं पाता । 
इतने प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों को देकर भी र््री 
के दुर्भाग्य को सन्तोष नहीं हुआ, इसका प्रमाण आज की नारी-अपहरण 
की समस्या है। नारी-जीवन की उस करुण कहानी का इससे घोरतर 
उपसंहार और हो भी क्‍या सकता था १ जिस रूप - से, जिन साधनों के 
द्वारा इस लोमहर्षक कार्य का सम्पादन हो रहा है उसे सुनकर निर्जीव 
भी जाग जाते, परन्तु हमारी निद्रा तो मृत्यु की महानिद्रा को भी लज्जा 
देनेवाली हो गई है; बिना सर्वनाश के उसका द्वटना सम्मव नहीं। 
अपहृत हिन्दू स््रियों में कुछ तो ऐसी रहती हैं जिनका जीवन शह और 
समाज की श्रमानुषिक यातनाओं से इतना दुर्वद हो जाता है कि 
छुट्कारे का कोई भी द्वार उन्हें बुरा नहीं लगता और वे बहकावे में 
आकर एक नरक से बचने के लिए दूसरे नरक की शरण लेने को उद्यत 
हो जाती हैं |! उनका आहत हृदय इतना चेतनाशून्य हो उठता है 
उसमें मानापमान का अनुभव करने की शक्ति ही नहीं रह जाती | 
उन्हें तो घायल के समान क्षुण भर के लिए ऐसा स्थान चाहिए जहाँ 
उनके शीर्णा शरीर को कुछ विश्राम मिल सके, अतः सहानुभूति के, 
चाहे वह सच्ची हो या कूठी, टो शब्द उन्हें बेदाम खरीट सकते हैं | यदि 
ऐसे ह॒ृदयों को समय पर हमीं से आश्वासन तथा सान्तना मिल सकती, 
यदि हमी इन्हें मनुष्य समझ सकते, वर्षो से जम-अम कर इनके जीवन 
को पापाण बनाने वाले ऑँसुओं की करण कहानी मुन लेते और इनके 
असझहाय दुःखभार को अपनी सद्यानुभूति से हल्का करने का प्रयत्ल कर 


की कड़ियाँ ४३ 


सकते तो आज का इतिहास कुछ और ही हो जाता। परन्तु हम पशु- 
पक्षियों को, पापाणों को, अपनी सहानुभूति चॉट सकते हैं; नारी को निर्मम 
आदेश के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे पाते | देवता की भूख हम समभते 
है, परन्तु मानवी को नहीं ! इसके अतिरिक्त ऐसी महिलाओं की सख्या 
भी कम नहीं, जिनका बलातू अपहरण किये जाने पर भी खोज के लिए 
विशेष प्रयत्न नहीं होता। पन्नों में प्रकाशित ऐसी घटनाओं की सख्या 
भी कम नहीं, अप्रकाशित अपहरण-कहानियों के विषय में तो कुछ कहना 
ही व्यर्थ है | इन अभागिनियों के उद्धार के लिए. जो उपाय किया जा 
रहा है वह तो बहुत सराहनीय नहीं जान पड़ता | जिस समाज में ऐसी 
घटनाएं" १२-१३ की सख्या में प्रतिटिन घटित होती हों उसके युवकों को 
सुख की नींद आना संसार का आठवों आश्चर्य है| 
कुछ अधिक तर्कशील पुरुषों का कहना है कि स्वियों को स्वयं अपनी 
रक्षा करने से कौन रोकता है ? इस कथन पर हँसना चाहिए या रोना, 
यह नहीं कहा जा सकता | झरुगों को कठोर यातना और निर्मम दासत्व ने 
झ्लियो फो अपनापन भी जुला देने पर विवश न किया होता तो क्या 
आज यद अपने सम्मान की रक्षा में समर्थ न हो सकतीं ? आज विवश 
पशु के समान इन्हें हॉक ले जाना इसीलिए सहज है कि ये पशुओं की 
भेणी में बैठा दी गई और जञानशत्य कम के अतिरिक्त और किसी 
चल्छु का उन्‍हें बोध नहीं है । आन भो इनमें जो मनुष्य कहलाने की 
अधिकारी हू उन्हें अपनी रक्षा के लिए शत्र या सैनिक नहों रखने 
पड़ते ! पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक उनकी गति अबाध है । 
उनके जीवन में साइल की शक्ति और आत्मसम्मान की गरिमा, पाणों 


गे आशा श्र सुनहली कल्पना ह | परन्तु ऐसी सबीब नारियाँ उंगलियों 
र्ड 


हे 


पर गिनने योग्य हैं | इच्छा और प्रयत्न से अन्य बहिनें भी अपनी रक्षा में 
स्वयं सम हो सकती हैं इसमें सन्देह नही, परन्तु इस इच्छा और प्रयल 
का जन्म उनके हृदय में सहज हीन हो सकेगा। वे तो आत्मनि्भरता 
भूल ही चुकी हैं फिर उसकी उपयोगिता कैसे समझ सकेंगी; उनके जीवन 
को सुव्यवस्थित करने तथा उन्हें मनुष्यता की परिधि में लौटा लाने का 
प्रयत्न कुछ विदुषी बहिनें तथा पुरुष समाज ही कर सकता है। परन्तु 
यह न भूलना चाहिए कि जिस समय घर में आग लगती है उसी समय 
कुओँ खोदनेवाले को राख के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता, इसी ते 
आपत्ति का धर्म सम्पत्ति के धर्म से मिन्न कहा गया है।इस समय 
आवश्यकता है एक ऐसे देशव्यापी आन्दोलन की जों सच्को सजग कर 
दे, उन्हें इस दिशा में प्रयश्नशीलता दे और नारी की वेदना का यथार्थ 
अनुभव करने के लिए उनके हृदय को समवेदनाशील बना दे जिससे 
मनुष्य-जाति के कलझ के समान लगने वाले इन अत्याचारों का तुरन्त 
अन्त हो जाय, अन्यथा नारी के लिए नारीत्व अमिशाप तो है द्वी । 


आधुनिक नारी 


“-- उसकी स्थिति पर एक दृष्टि -- 


चार 
१६३४ 


शैखला 


[१ |] 


मध्य और नवीन थुग के सन्धिस्थल में नारी ने जब्॒पहले-पहले 
अपनी स्थिति पर असन्तोष प्रकट किया, उस समय उसकी अवस्था उस 
पीड़ित के समान थी, जिसकी प्रकट चेदना के अप्रकट कारण का निदान 
न हो सका हो। उसे असह्ाय व्यथा थी, परन्तु इस विषय में 'कहाँ? और 
क्या का कोई उत्तर न मिलता था। अधिक गूढ़ कारणों की छान- 
चीन करने का उसे श्रवकाश भी न था, अतः उसने पुरुष से अपनी 
छुलना करके जो अ्रन्तर पाया उसी को अ्रपनी दयनीय स्थिति का स्पष्ट 
कारण समझा लिया। इस क्रिया से उसे अपनी व्याधि के कुछ कारण 
भी मिले सही, परन्तु यह धारण नितान्त निमू.ल नद्दी कि इस खोज में 
कुछ भूलें भी सम्भव हो सकीं | दो वस्तुओं का अन्तर सदैव ही उनकी 
श्रेष्ठा और हीनता का च्योतक नहीं द्ोता, यह मनुप्य प्रायः भूल जाता 
है। नारी ने भी यही चिरपरिचित श्रान्ति श्रपनाई । मनोवैजानिक दृष्टि 
से, शारीरिक विकास के विचार से और सामाजिक जीवन की व्यवस्था से 
स्त्री और पुरुष में विशेष अन्तर रहा है और भविष्य में भी रहेगा; परल्यु 
यह मानसिक या शारीरिक मेद न किसी की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करता 


की कड़ियाँ छ्७ 


है और न किसी की हीनता का विज्ञापन करता है। ज्री ने स्पष्ट कारणों 
के अभाव में इस अन्तर को विशेष त्रुटि समझा केवल यही सत्य नही 
है, वरन्‌ यह भी मानना होगा कि उसने सामाजिक अन्तर का कारण 
हं ढ़ने के लिए ज्लीत्व को ऋषुत-विक्षत कर डाला । 

उसने निश्चय किया कि वह उस भावुकता को आमूल नष्ट कर 
डालेगी, जिसका आश्रय लेकर पुरुष उसे रमणी समझता है, उस गह- 
बन्धन को छिन्न-मिन्न कर देगी जिसकी सीमा ने उसे पुरुष की भार्या 
बना दिया है और उस कोमलता का नाम भी न रहने देगी जिसके 
कारण उसे बाह्य जगत्‌ के कठोर सघर्ष से बचने के लिए पुरुष के निकट 
रक्षणीय होना पड़ा है | स्री ने सामूहिक रूप से जितना पुरुष जाति को 
टिया उतना उससे पाया नहीं, यह निर्विवाद सिद्ध है, पर इस आदान- 
प्रदान की विपमता के मूल में सनी और पुरुष को प्रकृति भो कार्य करती 
है, यह न भूलना, चाहिए । र्री अत्यधिक त्याग इसलिए नहीं करती, 
अत्यधिक सटनशील इसलिए नहीं होती कि पुरुष उसे हीन समक कर 
इसके लिए बाध्य करता है। यदि हम ध्यान से देखेंगे तो ज्ञात होगा 
कि उसे यह गुण मातृत्व की पूर्ति के लिए प्रकृति से मिले हैं। यह 
अच्छे दे या घुरे, इसको विवेचना से विशेष अर्थ न निकलेगा, जानना 
इतना ही है कि यह प्राकृतिक हू या नहीं। इस विषय में स्री स्वयं भी 
अन्धकार में नहीं है। वह अपनी प्रकृति-ननित कोमलता को च्ुटि चाहे 
मानती हो, परन्तु उसे स्वामाविक अवश्य समभती है, अन्यथा उसके 
इतने प्रयास का कोई अर्थ न होता । परिस्थितिजन्य दोप जितने शीघ्र 
मिय समक्ते हैं उतने रुस्मारजन्य नहीं मिव्ते, यही विचार हनी को 
झावश्यकता से अधिक ब्ठोर चने रहने की विवश कर देता है | परन्तु 


शेप अखता 


यह कठिनता इतनी सयत्न होती है कि स्त्री स्वयं भी सुखी नहीं हो पाती | 
कवच बाहर की बाण-वर्षा से शरोर को बचाता है, परन्तु अपना 
आर शरीर पर डाले बिना नहीं रह सकता । 
आधुनिक स्री ने अपने जीवन को इतने परिश्रम और यत्न से जो 
रूप दिया है वह कितना स्वाभाविक हो सका है, यह कहना अ्रभी सम्भव 
नहीं । हों, इतना कह सकते हैं कि वह बहुत सुन्दर भविष्य का परि- 
च्चायक नहीं जान पडता । स्री के लिए. यदि उसे किसी प्रकार उपस्रोगी 
सममझ भी लिया जाये तो भावी नागरिकों के लिए उसकी उपयोगिता 
समझ सकना कठिन ही है। 
आधुनिकता की वायु से पली ,स्री का यदि स्वार्थ में केन्द्रित बिक- 
सित रूप देखना हो तो हम उसे पश्चिम में देख सकेंगे | स्री वहों आयिक 
इृष्टि से स्वतन्त्र हो चुकी हैं, अतः सारे सामाजिक वन्धनों पर उसका 
अपेक्षाकृत अधिक प्रभुत्व कहा जा सकता है। उसे पुरुष के मनोविनोद 
की वस्तु बते रहने की आवश्यकता नहीं है, अतः वह चाहे तो परम्परा- 
गत रमणीत्व को तिलज्ललि देकर सुखी हो सकती है। परन्तु उसकी 
स्थिति क्या प्रमाणित कर सकेगी कि वह आदिम नारी की दुर्बलता से 
रहित है ! सम्मवतः नहीं | »£ गार के इतने सख्यातीत उपकरण, रूप को 
स्थिर रखने के इतने कृत्रिम साधन, आकर्षित करने के उपहास-योग्य 
प्यास आदि क्या इस विषय में कोई सन्देह का स्थान रहने देते हैं ? 
नारी का रमणीत्व नष्ट नहीं हो सका, चाहे उसे गरिमा देनेवाले गुगों का 
नाश हो गया द्वो। बदि पुदप्र को उन्‍्मत्त कर देनेवाले रूप की उच्छा 
नहीं मिटी, उसे बॉध रखनेवाले ग्राकर्षण की खोज नहीं गई तो फिर 
नारीत्व की ही उपेक्षा क्यो की गई, यह कटना कठिन दे । बदि भावुकता 


की कड़ियाँ भर 


डी लज््जा का कारण थी तो उसे समूल नष्ट कर देना था, परन्तु आधुनिक 
नारी ऐसा करने में भी असमर्थ रही | जिस कार्य को वह तरहुत सफलता- 
पूवंक कर सकी है वह प्रकृति से विक्ृति की ओर जाना माज्ञ था। वह 
अपनी प्रकृति को वस्तों के समान जीवन का बाह्य आचछादनमात्र 
बनाना चाहती है, जिसे अच्छा और आवश्यकता के अनुसार जब्र चाहे 
पहना या उतारा जा सके। बाहर के सघर्षमय जीवन में जिस पुरुष 
को नीचा दिखाने के लिए. वह सभी ज्षेत्रों में कठिन से कठिन परिश्रम 
करेगी, जीवन-यापन के लिए, आवश्यक प्रत्येक वस्तु को अपने स्वेदकरणों 
से तौल कर स्वीकार करेगी, उसी पुरुष में नारी के प्रति जिज्ञासा जाग्मत 
रखने के लिए वह अपने सौन्दर्य और अग-सौष्ठव के रक्षार्थ असाध्य से 
असाध्य कारण करने के लिए प्रस्तुत है। आज उसे अपने रूप, अपने 
शरीर और अपने आकर्षण का जितना व्यान है उसे देखते हुए, कोई भी 
'विचारशील, ञह्जी को स्वतन्त्र न कह सकेगा | 

स्त्री के प्रति पुरष की एक रहस्यमयी निशाआ सृष्टि के समान ही 
पचिरन्‍्तन है, इसे अस्वीकार नही किया जा सकता, परन्तु यह जिजासा 
इनके सम्बन्ध का अथ” है 'इति' नही। प्राचीन नारी ने इस अ्रथ' से 
आरम्भ करके पुरुष से अपने सम्बन्ध को ऐसी स्थिति मे पहुँचा दिया 
जहाँ उन दोनों के स्वार्थ एक और व्यक्तित्व सापेक्ष हो गये । यही नारी 
की विशेषता थी, जिसने उसे मनोविनोद के सुन्दर साधनों की श्रेणी से 
उठाकर गरिमामयी विधात्री के ऊँचे आसन पर प्रतिष्ठित कर दिया | 

आधुनिक नारी पुरुष के और अपने सम्बन्ध को रहस्यमयी जिनासा 
से आरम्म करके उसे वहीं स्थिर रखना चाहती है जो सम्भवतः उसे 
किसी स्थायी आदान-प्रदान का अधिकार नही देता। सन्ध्या के रगीन 


क श्खला 
बादल या इन्द्रधनुष के रग हमें क्षणभर विस्मय-विमुग्ध कर सकते हैं 
किन्तु इससे अधिक उनकी कोई सार्थकता हो सकती है, यह हम सोचना 
भी नही चाहते । आज की सुन्दर नारी भी पुरुष के निकट और कोई 
विशेष महत्व नही रखती । उसे स्वयं भी इस कटु सत्य का अनुभव 
होता है, परन्तु वह उसे प्ररिस्थिति का दोषमात्र समभती हैः। आज पुरुष 
के निकट ज्नीप्रसाधित अगारित स्रीत्व मात्र लेकर खड़ी है, यह वह 
मनना नहीं चाहेंगी, परन्तु वास्तव में यही सत्य है। पहले की नारी- 
जाति केवल रूप और बय का पाथेय लेकर संसार-यात्ा के लिए नहीं 
निकली थी। उसने ससार के वह टिया जो पुरुष नहीं दे सकता था, 
अतः उसके अक्षय वरदान का वह आजतक कृतन्न है। यह सत्य हे कि 
उसके अयाचित वरदान को संसार अपना जन्मसिद्ध अधिकार समभने लगा, 
निससे विक्ृति भी उत्पन्न हो गई, परन्तु उसके प्रतिकार के जो उपाय हुए , 
वे उस विकृृति को दूसरी ओर फेरने के अतिरिक्त और कुछ न कर सके । 
पश्चिम में स्त्रियों ने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, परन्तु सत्र 
कुछ पाकर भी उनके भीतर की चिरन्तन नारी नहीं ब्रदल सकी | पुदुप 
उसके नारीत्व की उपेक्षा करे, यह उसे भी स्वीकार न हुआ, श्रतः 
वह अथक मनोयोग से अपने वाह्य आकर्षण को बढाने और स्थायी 
रखने का प्रयत्न करने लगी । पश्चिम की स्त्री की स्थिति मे जो विशेषता 
है उसके मूल में पुरुष के प्रति उनकी स्पर्धा के साथ ही उसे आकर्षित 
करने की प्रद्ृत्ति भी कार्य करती है । पुरुष भी उसकी प्रत्रत्ति से श्रपरि- 
चित नही रहा इसीसे उसके व्यवह्वार में मोह श्र अवजा द्वी प्रधान हैं । 
स्त्री यदि रंगीन खिलौने के समान आकर्षक दे तो वह विस्मय-विमुर्ध 
हो उठेगा, यदि नहीं तो वह्द उसे उपेक्षा की बस्ठुमात्र सममेशा | वह 


की कड़ियों ह ४१ 


कहने की आवश्यकता नहीं कि दोनों ही स्थितियों स्री के लिए अपमान 
जनक हैं। पश्न्विमी क्नी की स्थिति का अध्ययन कर यदि हम अपने देश 
की आधुनिकता से प्रभावित महिलाओं का अध्ययन करे तो दोनों ही 
ओर असनन्‍्तोष और उसके निराकरण में विचित्र साम्य मिलेगा | 

हमारे यहाँ की स्री शताब्दियों से अपने अधिकारों से वश्चित चली 
आ रही है। अनेक राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों ने उसकी” 
अवस्था में परिवर्तन करते-करते उसे जिस अधघोगति तक पहुँचा दिया है 
वह दयनीयता की सीमा के अतिरिक्त और कुछ नहीं कही जा सकती | 
इस स्थिति को पहुँचकर भी जो व्यक्ति असन्तोष प्रकट नहीं करता उसे: 
उस स्थिति के योग्य ही समझना चाहिए. | कोमल वूल-सी वस्तु भी बहुत” 
ठबाये जाने पर अन्त में कठिन जान पड़ने लगती है | भारतीय स्त्री भी 
एक दिन विद्रोह कर ही उठी। उसने भी पुरुष के प्रभुत्व का कारण 
अपनी कोमल भावनाओं को समझा और उन्हीं को परिवर्तित करने का 
प्रयत्न किया। अनेक सामाजिक रूढियों और परम्परागत संस्कारों के 
कारण उसे पश्चिमीय स्री के मान न सुविधाएँ मिली और न सुयोग, 
परन्तु उसने उन्हीं को अपना मार्ग॑प्रद्शक बनाना निश्चित किया | 

शिक्षा के नितान्त अभाव और परिस्थितियों की विषमता के कारण 
कम स्त्रियों इस प्रगति को अपना सकीं और जिन्होंने इन बाधाओं से: 
ऊपर उठकर इसे अपनाया भी उन्हें इसका बाह्य रूप ही अधिक आकर्षक 
लगा । भारतीय स्त्री ने मी अपने आपको पुरुष की प्रतिदवन्द्धिता में पूर्ण 
देखने की कल्पना की, परन्तु केवल इसी रूप से उसकी चिरन्तन नारी-- 
भावना सन्तुष्ट न हो सकी। उसकी भी प्रकृतिजन्य कोमलता अस्ति- 
नास्ति के बीच में डगमगाती रही। कभी उसने सम्पूर्ण शक्ति से उसे” 


“रे "2 खला 


दबाकर अपनी ऐसी कठोंसता प्रकट की जो उसके कुचले ममेस्थल का 
विज्ञापन करती थी और कभी क्षणिक आवेश में प्रयत्नप्रात्त निष्ठुरता 
का आवरण उतार कर अपने अहेतुक हल्केपन का परिचय दिया। 
पुरुष कभी उससे वैसे ही भयभीत हुआ जैसे सश्ान विक्षिप्त से होता है 
ओर कभी वैसे ही उसपर हँसा जैसे बड़ा व्यक्ति बालक के आयास पर 
हँसता है। कहना नहीं होगा कि पुरुष के ऐसे व्यवहार से ख्री का और 
अधिक अनिष्ट हुआ, क्योंकि उसे अपनी योग्यता का परिचय देने के 
साथ-साथ शअ्रपने शासन और बड़े होने का प्रमाण देने का प्रयास भी 
करना पड़ा | उसके सारे प्रयत्न और आयास अपनी अनावश्यकता के 
कारण ही कभी-कभी दयनीय से जान पड़ते हैँ, परन्तु वह करे भी तो 
क्या करे | एक ओर परम्परागत संस्कार ने उसके हृदय में यह भाव भर 
दिया है कि पुरुष विचार, बुद्धि और शक्ति में उससे श्रेष्ठ हे और दूसरी 
ओर उसके भीतर की नारी प्रवृत्ति भी उसे स्थिर नही रहने देती । उन्हीं 
दीनों भावनाशथ्रों के बीच मे उसे अपनी ऐसी आश्चर्यजनक क्षमता का 
परिचय देना है जो उसे पुरुष के समकक्ष वैठा दे। अच्छा होता यदि 
स््रीप्रतिदन्द्िता के ज्षेत्र में बिना उतरे हुए ही अपनी उपयोगिता के बल 
पर ल्वत्वों की मॉग सामने रखती, परन्तु परिस्थितियाँ इसके अनुकूल नहीं 
थीं। जो अप्रास है उसे पा लेना कठिन नहीं है परन्ठु जो प्रात था 
उसे खोकर फिर पाना अत्यधिक कठिन है | एक पानेवाले की योग्यता 
सम्भावित रहती है और दूसरे मे अयोग्यता, इसी से एक का कार्य उतना 
श्रमसाथ्य नहीं होता जितना दूसरे का | ञ्री के अधिकारों के विषय में 
भी यही सत्य है । 


न्‍की कड़ियाँ 


[२] ह 


इस समय हम जिन्हें आधुनिक काल की प्रतिनिधि के रूप में देखते 
हैं, वे महिलाएं तीन श्रेणियों में रखी जा सकती हैं । त्रिवेणी की तीन 
धाराओं के समान वे एक सी होकर भी अपनी विशेषताओं मे भिन्न हैं| 
कुछ ऐसी हैं, जिन्होंने अपने युगान्तरदीर्घ बन्धनों की अवजा कर पिछले 
कुछ वर्षों में राजनीतिक आन्दोलन को गतिशील बनाने के लिए पुरुषों 
को अभूतपूर्व सहायता दी, कुछ ऐसी शिक्षिताएं हैं जिन्होंने अपनी 
अनुकूल परिस्थितियों में भी सामाजिक जीवन की त्रुटियों का कोई उचित 
समाधान न पाकर अपनी शिक्षा और जाणति को आजीविका और सार्व- 
जनिक उपयोग का साधन बनाया और कुछ ऐसी सम्पन्न महिलाएं हैं, 
बिन्होने थोड़ी सी शिक्षा के साथ बहुत सी पाश्चात्य आधुनिकता का 
सयोग कर अपने ग्रहजीवन को एक नवीन साँचे में ढाला है| 

यह कहना अनुचित होगा कि प्रगतिशील नारी-समाज के ये 
विभाग किसी वास्तविक अ्रन्तर के आधार पर स्थित हैं, क्‍योंकि ऐसे 
“विभाग ऐसी विशेषताओं पर आश्रित होते हैं, जो जीवन के गहन-तल 
में एक हो जाती हैं | 


है " आखला 

यह समभाना कि राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने वाली स्त्रियां अन्य 
च्ेत्रों में काये नहीं करतीं या शिक्षा आदि ज्षेत्रों में कार्य करने वाली 
पाश्चात्य आधुनिकता से दूर रह सको हैं, भ्रान्तिपूर्ण धारणा के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं है । वास्तव में ये श्रेणियों उनके बाह्य जीवन के साहश्य 
के भीतर कार्य करने वाली बृत्तियों को समझने के लिए ही हैं। आधु- 
निकता की एकरूपता को भारतीय जाग्रत महिलाओं ने अनेक रूपों में 
ग्रहण किया है, जो स्वाभाविक ही था। ऐसी कोई नवीनता नहीं है, जो 
प्रत्येक व्यक्ति को भिन्न रूप में नवीन नहीं दिखाई देती, क्योंकि देखने 
वाले «का भिन्न दृष्टिकोश ही उसका आधार होता है। प्रत्येक स्रीने 
अपनी असुविधा, अपने सुख-दुःख और अपने व्यक्तिगत जीवन के 
भीतर से इस नवीनता पर दृष्टिपात किया, अतः प्रत्येक को उसमें अपनी 
विशेष ब्रुटियों के समाधान के चिह्न दिखाई पढ़े | 

इन सबके आचरणों को भिन्न-मिन्न रूप से प्रभावित करने वाले 
इृष्टिकोणो का पृथकू-पृथक्‌ अध्ययन करने के उपरान्त ही हम आधुनिकता 
के वातावरण में विकसित नारी की काठनाइयाँ समझ सकेंगे | उनकी 
स्थिति प्राचीन रूढ़ियों के वन्धन में बन्दिनी स्त्रियों की स्थिति से मित्र 
जान पड़ने पर भी उससे स्पृहणीय नहीं है। उन्हें प्राचीन विचारों का 
उपासक पुरुष समाज अवहेला की दृष्टि से देखता है, आ्राधुनिक , दृष्टिफोण 
बाले समर्थन का भाव रखते हुए. भी क्रियात्मक सहायता देने में असमर्थ 
रहते है और उम्र विचार वाले प्रोत्साइन देकर भी उन्हें अपने साथ ले 
चलना कठिन समभते हैं। वस्त॒तः आधुनिक ञ्री जितनी अकेली है, 
उतनी प्राचीन नहीं; क्योंकि उसके पास निर्माण के उपकरण मात्र ष 
कुछ भी निर्मित नहीं । चौराटे पर खडे होकर मार्ग का निश्चय करने 


की कड़ियाँ भ्र्र्‌ 


वाले 5 क्ति के समान वह सबके ध्यान को श्राकर्णित करती रहती हे, 
किसी से कोई सह्दायतापूर्ण' सहानुभूति नहीं पाती । यह स्थिति आकष क 
चाहे जान पड़े, परन्तु सुखकर नहीं कही जा सकती । 

राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने वाली महिलाओं ने आधुनिकता 
को राष्ट्रीय जाग्रति के रूप में देखा और उसी जाश॒ति की ओर अग्रसर 
होने में अपने सारे प्रयत्न लगा दिये । उस उथल-पुथल के युग में स्त्री 
ने जो किया वह अभूतपूव, होने के साथ-साथ उसकी शक्ति का प्रमाण 
भी था | यदि उसके बलिदान, उसके त्याग भूले जा सकेंगे तो उस 
आन्दोलन का इतिहास भी भूला जा सकेगा | इस प्रगति-द्वारा साव॑जनिक 
रूप से ज्री-समाज को भी लाभ हुआ | उसके चारों ओर फैली हुई दुर्ब- 
लता नष्ट हो गई, उसकी कोरी भावुकता छिन्न-मिन्न हो गई और उसके 
जीत्व से शक्तिहीनता का लाञ्छुन दूर हो गया | पुरुष ने अपनी आवश्य- 
कतावश ही उसे साथ आने की आजा दी, परन्तु क्ली ने उससे पग 
मिलाकर चल कर प्रमाणित कर दिया कि पुरुष ने उसकी गति पर बन्धन 
लगाकर अन्याय ही नहीं, अत्याचार भी किया है। जो पगु है उसी के 
साथ गतिद्दीन होने का श्रमिशाप लगा है, गतिवान को पंगु बनाकर 
रखना सबसे बड़ी ऋरता हे । 

राष्ट्र को प्रगतिशील बनाने मे री ने अपना भी ,कुछ हित साधन 
किया, यह सत्य है, परन्तु इस मधु के साथ कुछ क्ञार भी मिला था | 
उसने जो पाया वह भी बहुमूल्य है और जो खोया वह भी बहुमूल्य था, 
इस कथन में विचित्रता के साथ-साथ सत्य भी समाहित है | 

आन्दोलन के समय जिन रयों ने आधुनिकता का आह्न सुना 
उनमें सभी वर्गों की शिक्षिता और अशिक्षिता ज्नियोँ रहीं। उनकी 


६ अऋखला 


नेत्रियों के पास इतना अवकाश भी नहीं था कि वे उन सबके त्रौद्धिक 
विकास की ओर ध्यान दे सकतीं । 

यह सत्य है कि उन्हे कठोस्तम संयम सिखाया गया, परन्तु यह 
सैनिकों के संयम के समान एकाड्जी ही रहा | वे यह न जान सकी कि 
युद्ध-भूमि में प्रतिक्षण मरने के लिए प्रस्तुत सैनिक का संयम, समाज में 
युग तक जीवित रहने के लिए इच्छुक व्यक्ति के संयम से भिन्न है | एक 
बन्धनों की रक्षा के लिए प्राण देता है तो दूसरा बन्धनों की उपयोगिता 
के लिए. जीवित रहता है। एक अच्छा सैनिक मरना सिखा सकता है 
ओर एक सच्चा नागरिक जोना, एक में सृत्यु का सौन्दर्य है और दूसरे 
में जीवन का वैभव | परन्तु अच्छे सैनिक का अच्छा नागरिक होना 
यदि अवश्यम्मावी होता तो सम्भवतः जीवन अधिक सुन्दर बन गया 
होता | 

स्वभावतः सैनिक का जीवन उत्तेजनाप्रधान होगा और नागरिक 
का समवेदनाप्रधान | इसीसे एक के लिए. जो सहज है वह दूसरे के 
लिए असम्भव नहीं तो कष्टसाध्य अवश्य है ! 

आन्दोलन के युग में स्त्रियों ने तत्कालीन सयम और उससे उत्पन्न 
कृठोरता को जीवन का आवश्यक अद्भ मानकर स्वीकार किया, श्रपने 
प्रस्तुत उद्देश्य का साधन मात्र मानकर नहीं |] इससे उनके जीवन में 
जो एक झक्षता व्याप्त हो गई है, उसने उन्हीं तक सीमित न रहकर 
उनके सुरक्षित शहजीवन को भी स्पश किया है। वास्तव में उनमें से 
अधिकांश महिलाएं रूढ़ियों के भार से दबी जा रही थीं, अतः देश की 
जागति के साथ-साथ उनकी क्रान्ति ने भी आत्मविज्ञापन का श्रवंसर और 
उसके उपयुक्त साधन पा लिये। यद्दी उन परिस्थितियों में स्वामाविक 


की कड़ियाँ हा 
भी था, परन्तु वे "यह स्मरण न रख सकी कि विद्रोह, केवल जीवन के . 
विशेष विकास का साधन होकर ही उपयोगी रह सकता है | वह सामा- 
जिक व्यक्ति का परिचय नहीं, उसके असन्तोष की अभिव्यक्ति है | 

उस करुण युग के अनुष्ठान में भाग लेने वाली ज्त्रियों ने जीवन की 
सारी सुकोमल कला नष्ट करके ससार-संग्राम में विद्रोह को अपना अमोघ 
अल्ञ चनाया | समाज उनके त्यांग पर श्रद्धा रखता है, परन्तु उनकी 
विद्रोहमयी रुक्षता से सभीत है । जीवन का पहले से सुन्दर और पूर्ण 
चित्र उनमें नहीं मिलता, अतः अनेक आधुनिकता के पोषक भी उन्हें 
संदिग्ध दृष्टि से देखते हैं। अनन्त काल से ज्री का जीवन तरल पदार्थ 
के समान सभी परिस्थितियों के उपयुक्त बनता आ रहा है, इसलिए 
उसकी कठिनता आश्चर्य और मय का कारण बन गई है | अनेक व्यक्तियों 
की धारणा है कि उच्छू हुलता की सीमा का स्पश' करती हुई स्वतंत्रता, 
प्रत्येक अच्छे घुरे बन्धन के प्रति उपेक्षा का भाव, अनेक अच्छे-बुरे- 
व्यक्तियों से सख्यत्व और अकारण कठोरता श्रादि उनकी विशेषताएँ हैं । 
इस धारणा में भ्रान्ति का भी समावेश है, परन्तु यह नितान्त निमू ल नही 
कही जा सकती | अनेक परिवारों में जीवन की कटठुता का प्रत्यज्ञ कारण” 
स्त्रियों को कठोरता का सीमातीत हो जाना ही है, यह सत्य है, परन्तु इसके 
लिए, केवल र्त्रियों ही दोषी नहीं ठहराई जा सकतीं। परिस्थिति इतनी 
कठोर थी कि उन्हें उस पर विजय पाने के लिए कठोरतम अशख्र अहरण 
करना पड़ा। उनमें जो विचारशील थीं, उन्होंने प्राचीन नारियों के 
समान कृपाण और कंकण का संयोग कर दिया, जो नहीं थीं उन्होंने 
अपने ज्रीत्व से श्रधिक विद्रोह पर विश्वास किया | वे जीने की कला 
“हीं जानती, परन्तु संघर्ष कौ कला जानती हैं, जो वास्तव में अपूर्ण' 


। ' * खलोा 
है। संघ की कला लेकर तो मनुष्य उत्पन्न ही हुआ है, उसे सीखने 
कही जाना नहीं पड़ता । यदि वास्तव में मनुष्य ने इतने युगों में कुछ 
“सीखा है तो वह जीने को कला कही जा सकती है | सह्ृर्ष जीवन का 
आदि हो सकता है, अन्त नहीं। इसका यह अर्थ नहीं कि सधष होन 
जीवन ही जीवन है। वास्तव में मनुष्य-जाति नष्ट करने वाले संघर्ष से 
अपने आपको बचाती हुईं विकास करने वाले संघर्ष की ओर बढती 
जाती है। 
सामाजिक प्रगति का अर्थ भी यही है कि मनुष्य अपनी उपयोगिता 
बढ़ाने के साथ-साथ नष्ट करने वाली परिस्थितियों की सम्भावना 
कम करता चले। किसी परिस्थिति में वह हिम के समान अपने स्थान 
पर स्थिर हो जाता है और किसी परिस्थिति में वह जल के समान तरल 
होकर अशातृ दिशा में बह चलता है। सनी का जीवन भी अपने विकास के 
लिए ऐसी ही अनुकूलता चाहता है, परन्तु सामाजिक जीवन मे परिस्थिति 
की अनुकूलता मे विविधता है | हम अपना एक ही केन्द्र-बिन्दु बनाकर 
जीवन-स घर्ष में नहीं ठहर सकते और न अपना कल्याण ही कर सकते हैं | 
ह्नी की जीवनी-शक्ति का हाठ इसी कारण हुआ कि वह अपने आपको 
अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के अनुरूप बनाने में अ्रय्मर्थ रद्दी । 
उसने एक केन्द्र-विन्दु पर अपनी दृष्टि को तब तक स्थिर रखा, जब तक 
चारो ओर परिस्थितियों ने उसको दृष्टि नहीं रोक लो | उस स्थिति में 
प्रकाश से अ्रचानक अन्धकार में आये हुए व्यक्ति के समान वह कुछ भी 
-न देख सकी | फिर प्रकृतित्थ होने पर उसने वही पिछला अनुमव 


दोहराया । 
जागुति-युग की उपासिकाओं के जीवन मो इस चुटि से रहित नहीं 


की कड़ियाँ ६ 


रहे | उन्होंने अपनी दृष्टि का एक दही केन्द्र बना रखा है, अतः उन्हें 
अपने चारों ओर के सदिग्धि वातावरण को देखने का न अवकाश है और 
न प्रयोजन | नै समझती हैं कि वे राष्ट्रीय जाग्रति की अग्रदूती के 
अतिरिक्त और कुछ न चनकर भी अपने जीवन को सफलता के चरम 
सोपान तक पहुँचा देंगी। इस दिशा में उनको गति का अवरोध करने 
वालों की स ख्या कम नहीं रही, यह सत्य है| परन्ठ इसोलिए वे अपना 
गन्तव्य भी नहीं देखना चाहती, यह कहना बहुत तक॑-पूर्ण नहीं कहा 
जा सकता | ऐसा कोई त्याग या बलिदान नहीं जिसका उद्गम नारीत्व 
न रहा हो, अतः केवल त्याग के अधिकार को पाने के लिए अपने 
आपको ऐसा रुक्ष बना लेने की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती । 

जिन शिक्षिताओं ने णह के बन्धनों की अवहेलना कर सार्वजनिक क्षेत्र में 
अपना मार्ग प्रशस्त किया उनकी कहानी भी बहुत कुछ ऐसी ही है । उनके 
सामने नवीन युग का आह्ान और पीछे अनेक रूढियों का भार था । 
किसी विशेष त्याग या त्लिदान की भावना लेकर वे नये जोवन-सम्राम 
में अग्रसर हुईं थीं, यह कहना सत्य न होगा | वास्तव में ग़ह की सीमा में 
उनसे इतना आधिक त्याग और बलिदान मॉगा गया कि वे उसके प्रति 
विद्रोह कर उठीं। स्वेच्छा मे दी हुई छोटी से छोटी वस्तु मनुष्य का 
दान कहलाती है, परन्तु अनिच्छा से दिया हुआ अधिक से अधिक द्रव्य 
भी मनुष्य का अधीनता-सूचक कर ही समरा जायगा | स्त्री को जो कुछ 


बलातू दना पडता है वह उसके दान की महिमा न बढा सकेगा, यह 
शिक्षिता नो भर्नीभों ति जान गई थी | 
भविष्य में भारतीय समान करो क्या स्परेखा हो, उसमें नारी की 
केपी स्थिति हो, उसके अधिकारों की क्या सोमा हो आदि समस्याओं 
भ् 


० 


का समाधान आज की जाग्रत और शिक्षित नारी पर निर्भर है | यदि 
चह अपनी दुरवस्था के कारणों को स्मरण रख सके और पुरुष की स्वार्थ- 
परता को विस्मरण कर सके तो भावी समाज का स्वप्न सुन्दर और सत्य हो 
सकता है परन्तु यदि वह अपने विरोध को ही चरम लक्ष्य मान ले 
आर पुरुष से समभौते के प्रश्न को ही पराजय का पर्याय समझ ले तो 
जीवन की व्यवस्था अनिश्चित और विकास का क्रम शिथिल होता 
जायगा | 

क्रान्ति की अग्रदूती और स्वतन्त्रता की ध्वजा-घारिणी नारी का कार्य 
जीवन के स्वस्थ निर्माण में शेष होगा, केवल ध्वस में नहीं । 


धर और बाहर 


० 


कह 


€प०ण७कमहरशाकक, 


१६२३४ 


है खला 


[१ |] 


युगों से नारी का कार्यक्षेत्र घर में ही सीमित रहा । उसके कर्तव्य 
के निर्धारित करने में उसकी स्वभावजात कोमलता, मातृत्व, सन्तान- 
पालन आदि पर तो ध्यान रक्खा ही गया, साथ ही बाहर के कठोर 
संघर्षमय वातावरण और परिस्थितियों ने मी समाज को ऐसा ही करने 
पर वाध्य किया । यदि विधार कर देखा जावे तो, न उस विस्मृत युग 
मे, जब जाति नवीन भूमि में अपनी नवीन स्थिति को सुदृढ़ बना रही 
थी, न उस कोलाहलमय काल में, जब॒_उसे अपने देश या सम्मान की 
रचा के लिए. तलवार के घाट उतरना या उतारना पढ़ता था, और न उस 
समय, जब हताश जाति विलास में अपने दुःख डुंब्रा रही थी, स्री के 
जीवन के सम्मुख ऐसा विविधवर्शी क्षितिज रह्य जैसा आज है या जैसा 
भविष्य में होने की सम्भावना है। तत्र उसके सामने एक ही निश्चित 
लक्ष्य था जिसकी पूर्ति उसे और उस समय के समाज को पूर्ण आत्म- 
तोपष दे सकती थी | चाहे द्रौपदी के समान पॉच पति स्वीकार करना दी- 
चादे सीता के समान मन, वचन, कर्म और शरीर से एल की 
डपारुना हो, चाएे राजपूत-रमर्ण। का जछवी चिता मे जौटर-बअत हा और 


की कड़ियाँ रा 


चाद़े रीति-युग की सौन्दर्य-मदिरा चन कर जीवित रहना हो, रण परे 
समय में एक ही लक्ष्य, एक ही केन्द्रविन्दु ऐसा रहा जिसको 
के जीवन को सारी शक्तियों के साथ प्रधावित होना पडा! उस्तंगी, 
तक पहुँच जाने में उसके जीवन की “चरम सफलता थी, उस तक ५५ 
चने के प्रवत्न में मिट जाना उसके लिए स्त॒त्य, परन्तु उस मार्ग से लौट 
आना या विपरीत दिशा की ओर जाने की इच्छा भी उसके लिए कलडड 
का कारण थी | आज उसका न पहले जैसी कठोर रेखाओं में बेंधघा एक 
रूप है और न एक कतैन्य, अतः वह अपना लक्ष्य स्थिर करने के लिए 
अपेक्षाकृत स्वतन्त्र कही जा सकती है । 

आज स्त्री का सहयोगी पुरुष न आदिम युग का शअहेरी है, जो 
उसके लाये हुए पशु-पक्तियो को खाद्य रूप में परिवर्तित कर देने में ही 
उसके कर्तव्य की इति हो जावे, न वह वेद-काल का शहस्थ है, जो 
उसके साथ यज्र में भाग लेना ही उसे सहृवर्मचारिणी के पद तक पहुँचा 
सके, न चह वीर युग का युद्ध-पगयण आहत है जिसकी शिथिल और 
ठण्डी उँगलियो से छूट्ती हुईं तलवार सेमाल लेने में ही उसके जीवन 
की सार्थकता हो, प्रत्युत्‌ू वह इस उल्लभन भरे यन्त्र-युग का एक सबसे 
अधिक उलकनमय यन्त्र बन गया है जिसके जीवन में किसी प्रकार का 
सहयोग भो तथ्र तक सम्भव नहीं जब तक उसे ठोक-ठीक न समझ 
लिया जावे । समझ लेने पर भो सहयोग तभी सुगम हो सकेगा जत्र ह्ञी 
में भी जीवन के अनेक रूपों और परिस्थितियों के साथ चलने और 
उनके अनुरूप परिवतेनों को हृदयज्षम करने की शक्ति उत्तन्न हो जावे | 

वास्तव में हरी भी अत्र केवल रमणी या भार्या नहीं रद्दी, वरन्‌ घर 
के आहर भी समाज का एक विशेष अज्ज तथा महत्वपूर्ण नागरिक है, 


न 


६८ अखला 
का कर्तव्य मी अनेकाकार हो गया है जिसके पालन में कभी- 
दसे संघर्ष के अवसर आ पडते हैं, जिनमे किकर्तव्यविमूढ़ हो 
पडता है। वह क्‍या करे और क्या न करे, उसका कार्यक्षेत्र केवल 
+र है या बाहर या दोनो ही, इस समस्या का अब तक समाधान नहीं 
हो सका है। 
उसके सामने जो शअ्रन्य प्रगतिशील देशों की जात ब्रियाँ हैं, वे 
इस निष्कर्ष तक पहुँच चुकी हैं कि ज्री के लिए घर उतना ही आवश्यक 
है जितना पुरुष के लिए; वह पुरुष के समान ही अपने जीवन को 
व्यवस्थित तथा कार्य-क्षेत्र को निर्धारित कर सकती है तथा उसका मातृत्व 
या पत्नीत्व उसे अपना विशिष्ट मार्ग खोजने से नहीं रोक सकता और न 
उसके जीवन को घर की' सकी सीमा तक ही सीमित रख सकता है | 
भारतीय सत्रीने अभी तक इस समस्या पर निष्पक्ष होकर वैसा विचार 
नहीं किया जैसा किया जाना चाहिए, परन्तु अव्यक्त और अजात रूप 
से उसकी प्रवुत्ति भी उसी ओर होती ना रही है। हमारे यहाँ सित्रयों 
में एक प्रतिशत भी साक्षरता नहीं है, इसलिए हमें इस श्रद्धत्ति को भी 
उतनी ही कम संख्या में हू ढहना चाहिए | 
ससार के बड़े से बड़े, असम्भव से असम्भव परिवर्तन के आि में 
इने-गिने व्यक्ति ही रहते हैं, शेप असख्य व्यक्ति तो कुछ जानकर और 
कुछ अनजान में ही उनके अनुक्रणशील बन जाया फरनते है| वि 
किसी परिवतन का मूल्य या परिणाम आलोचनीय हो तो इसे उनके मूल 
प्रवर्तक तथा समर्थकों के दप्ठिकोश को समझ लेना उचित दोगा, क्योंकि 
अलनुकरणशील व्यक्तियों में प्राय' इमें उसका सथा रुप नहीं मिलता ! 
अनुकरण तो मनुष्य का स्वभाव है, परन्तु प्रत्येक कार्य की अन्‍्चर्नि्टित 


कास 


की कड़ियाँ द्श्‌ 


प्रेरणा को उसी रूप में समझ पाना अपने-अपने बौद्धिक विकास पर 
निर्मर है । 

भविष्य के ल्री-तमाज की रूप-रेखा हमें इन्हीं विदुषियों से मिलेगी, 
जिन्हे हम अभी अल्प-सख्यक जानकर जानना नहीं चाहते, जिन्हे हम 
आपवाद मानकर समझना नहीं चाहते | वे अपवाद हो सकती है, परल्तु 
क्रमागत व्यवस्था के विरुद्ध किसी नवीन परिवतन को ले आने का श्रय 
ऐसे अ्रपवादों को ही मिलता रहा है, क्योकि ऐसे व्यक्तिषों के विना हम 
असम्माव्य को साधारण या सम्भव समझ ही नहीं पाते । 

यदि हम शअ्रपने ही प्रान्त की थोड़ी सी शिक्षिता महिलाओं पर 
दृष्टिपात करे, तो प्रत्यक्ष हो जायगा कि उन्होंने अधिकाश में नवीन 
दृष्टिकोण ही को स्वीकार कर घर-बाहर मे एक सामञ्ञस्य स्थापित करने 
का प्रयत्न किया है, चाहे परिणामतः वह प्रयत्न सफल रहा चाहे 
असफल, श्लाध्य समझा गया चाहें निनन्‍्य | इस युग में ऐसी शिक्षिता 
जी कठिनता से मिलेगी जिसे ग्रह में ऐसी आत्मतुष्टि मिल गई हो 
जिसको पाकर जीवन के अनेक आधातों को, जय-पराजयों को मनुष्य 
गये के साथ मेल लेता है | हमारी शिक्षित त्रहिनो में ऐसी भी हैं, जो 
केवल गहणीपन में सन्तोष न पाकर सार्वजनिक जीवन का उत्तरदायित्व 
भी संभालती और कभी-कभी तो दूसरे कर्तव्य के पालन के लिए. पहले 
की उपेत्षा करने पर भी बाध्य हो जातो हें, ऐसो भी है जो अपनी 
सन्‍्तान तथा झहस्थी का आर वथाशक्ति ध्यान देतो हुई अन्य क्षेत्रों मे 
भी कार्य करतो रहती हैं, ऐसी भी है. जो णहस्थ-जीवन तथा सार्वजनिक 
जीवन के सचर्ष से मयभीत होने के कारण पहले जीवन को स्वीकार ही 
नहों फरती तथा ऐसी भी दुर्लभ नहीं जो समस्त शिक्षा का भार लिये 


द्द #खला 


घर में निप्किय और खिन्न, समय व्यतीत करती रहती हैं | यदि लियों 
के लिए अपने व्यक्तिगत अनुभवों को हृदय में ही समाहित किये रहना 
स्वाभाविक न होता तो सम्मव है समाज उनकी कठिनाइयोँ समझ सकता 
तथा उनके जीवन को अधिक सहानुभूति से देखना सीख सकता | 
परन्तु वत्तमान परिस्थितियों में उनके जीवन के विपय में भ्रान्तिमय 
घारणा बना लेना जितना सम्मव है उतना उन्हें उनके वास्तविक रूप 
में देखना नहीं | ढरिद्र तथा अ्रमजीवी इतर श्रेणी की लिया तक तो 
शिक्षा पहुँची ही नही है, परन्तु उनके सामने घर-जाहर की कोई समस्या 
भी नहीं है | ऐसी कोई सामाजिक तथा सर्वंजनिक परिस्थिति नहीं है 
जिसमे,वे पुरुष के साथ नहीं रह सकतों, न ऐसी कोई गशहस्थी या 
जीविका से सम्बन्ध रखने वाली समस्या हे, जिसमें वे पुरुष की सह- 
योगिनी नहीं | | 

यह घर तथा बाहर का प्रश्न केवल उच्च, मध्यम तथा साधारण 
वित्त वाले गहस्थों की ल्लियों से सम्बन्ध रखता है तथा ऐसी ही परि- 
स्थितियों में सदा उन्हीं तक सीमित रहेगा । शह की व्यवस्था और 
सन्तान-पालन की किन सुविधाओं को ध्यान में रखकर कत्र किसने 
ऐसी सामाजिक व्यवस्था रची थी, इसकी खोज-हू ढ़ तो हमाग कुछ 
समाधान कर नहीं सकती | विचारणीय यह है कि वर्तमान परिस्थितियों 
में क्या सम्भव है और क्या असम्भव | 

पुरुष की जिस मनोबृत्ति ने उसे स्री को अपने ऐेश्वर्य की प्रदर्शिनी 
घना कर रखने पर वाध्य किया उसीने कालान्तर में घर के कर्तव्यों 
से भी उसे अवकाश देठिया। सम्पन्न कुलों में स्री फो न सन्तान 
की विशेष देख-रेख करनी पड़ती है और न शहद की व्यवस्था । वह 


की कड़ियाँ ६७ 


तो केवल स्वय॒ को अलंकृत करके पति या पिता के घर का अलड्ढार 
मात्र चनकर जीना जानती है, उसके लिए बाहर का संसार सजीव 
नहीं और न वह उसके लाम के लिए कुछु श्रम करने को स्क्‍्च्छुन्द 
ही है| हममें से प्रायः सत्र ऐसी रानी-महारानी और अन्य सम्पन्न घरों 
की स्त्रियों के जीवन से परिचित होगे, जिन्हें सुवर्ण देवता की हृदयहीन 
मूर्ति की उपासना के अतिरिक्त और किसी कार्य का ज्ञान नहीं । 
भाग्यवश इनमें से जो कुछ शिक्षिता भी हो सकी हैं इन्हें सावंजनिक 
जीवन में कुछ कर सकने की स्वतन्त्रता उतनी नहीं मिल सकी जितनी , 
मिलनी उचित थी । इस श्रेणी की स्रियों के निकट भोजन बनाने और 
सन्तान-पालन का गुणगान कुछ महत्व नहीं रखता क्योंकि उनके परिवार 
की प्रतिष्ठा के स्वर के साथ यह गुणगान बेसुरा ही जान पड़ेगा। 

मध्यम तथा निम्न मध्यम श्रेणी के ग्रहस्थ दम्पति भी जहाँ तका 
उनकी आध्थिक परिस्थिति सुविधा देती है इन कर्तव्यों से छुटकारा पाने 
का प्रयत्न करते रहते हैं और इन्हें प्रतिष्ठा में बाधक समभते हैं। फिर 
वर्तमान युग की अनेक आर्थिक परिस्थितियों ने दार्स-दासियों को इतन 
सुलभ कर दिया है कि ग्रहणी एक प्रकार से अपने उत्तरदायित्व से 
बहुत कुछ मुक्त हो गई है। आज प्रायः वे परिस्थितियों नहों मिलतीं, 
जिन्होंने पुरुष का कार्य-क्षेत्र वाइर और स्त्री का, णह तक ही सीमित 
कर दिया था। यह हमारा अज्ञान होगा यदि हम समय की गति को 
न समझना चाहें और जीवन को उस गति के अनुरूप बनाने को 
अभिशाप सममे । 

जिस प्रकार सीधा पौधा कालान्तर में असख्य शाखा-प्रशाखाओं 
तथा जड़ों के फैलाब से जटिल और दुरूह हो जाता है, उसी प्रकार 


जा. शाखा 
हमारा जीवन असंख्य कर्तव्यों तथा सम्बस्धों का केन्द्र होकर पह्ले-गैसा' 
सरल नहीं रह सका है | 

यह सत्य है कि समाज की विभिन्न परिस्थितियों, व्यक्तिगत स्वार्थ 
ओर जीविका के अस्थिर साधनों ने मनुष्य के कुट्ठम्म को छोटा कर 
दिया है, परन्तु इसीसे उसकी अन्तर्मुंखी शक्तियों ने और भी अधिक 
वहिसुंखी होकर घर से राष्ट्र तक या विश्व तक फैल कर श्रात्मतुष्टि को 
उतनी सुलभ नहीं रहने दिया, जितनी वह अतीत की सामाजिक, राज- 
नीतिक या घार्मिक व्यवस्था में थी। 

आज मनुष्य की प्रत्नत्ति विश्वास का नहीं, तक का आश्रय लेकर 
चलना चाहती है और चल रहो है, अतः वह व्यवस्थाओं का 
मूल्य भी ऑक लेना चाहती है जिनके विपय में युर्गों से किसी ने प्रश्न 
करने का साहस भी नहीं किया | जिस नरक, स्वर्ग ने मनुष्य जाति पर 
इतने दिनो तक निरकुश शासन किया उसका, आज के प्रतिनिधि 
युवक या युवती के निकट उतना भी मूल्य नहीं है जितना दादी-द्वारा 
कही गई गशुलब॒कावली की कहानी का, जिन भावनाओं ने असख्य 
व्यक्तियों को घोर से घोरतर बलिदान के लिए प्रेरित किया उनको भी 
आज मनुष्य तक को कसौटी पर कसने और उपयोग की तुला पर 
तोलने के उपरान्त ही स्वीकार करना चाहता है; जिस धार्मिक और 
सामाजिक व्यवस्था के प्रति मनुण्यता ने सदा से मूक भाव से मस्तक 
झुकाया, आज उसी को झपने रहने की भिन्ना मॉगनी पड़ रद्दी दे । 
साराश यह कि यह ऐसा युग है लिसमें मनुष्य सत्र बललुओ को तई के 
द्वारा स्मकेगा और उनकी उपयोगिता जान कर ही ल्ीकार करेंगा। 
'ऐसा होता शराया है इसीलिए ऐसा होता रना चाहिए दम नर्ऊ में 


की कड़ियों ६६ 


विश्वास करने वाले आज कम मिल्लेंगे और भविष्य में कदाचित्‌ मिलेरे 
भी नही | 
स््री-समाज भी इस वातावरण में विकास पाने के कारण इन 
विशेपताञओं से दूर नहीं रह सका और रहना स्वाभाविक भी नही कहा 
जा सकता था। इस तकं-प्रवृत्ति को उसने अपनी बुद्धि के अनुसार ही 
अहण किया है इसीसे हम इसे शिक्षित महिला-समाज में जिस रूप में 
पाते हैं, उसी रूप मे अशिक्षिताओं में नहीं पाते। जिसे देखने का 
अवकाश तथा ,बुद्धि प्राप्त है, वह स्री देखती है कि उसके सहयोगी 
पुरुष के समय का अधिकाश वाहर ही व्यतीत होता है, वह भोजन 
या विश्राम के अतिरिक्त घर से और किसी वस्तु को अपेक्षा नहीं रखता 
तथा बाहर उपार्जित ख्याति को स्थिर रखने के लिए. सन्‍्तान और 
उनके पालन तथा अपने विनोद के लिए. पत्नी चाहता है। इसके 
विपरीत स्रो को इतनी ही स्वच्छन्दता मिली है कि वह बाहर के जगत 
को केवल घर के भरोखे से कभी-कभी देख ले और मन में सदा यही 
विश्वास रक्खे कि वह कर्मक्षेत्र उसकी शक्तियों के अनुरूप कभी नहीं था 
ओर न भविष्य में कभी हो सकेगा। इस तर्क-प्रधान थुग में ऐसी 
आशा करना कि सौ मे से सौ त्लियों इसपर कभी अलोचना न करेंगी, 
या इसके विपरीत सोचने का साहस न कर सकेंगी भूल के अतिरिक्त 
ओर क्या कहा जा सकता है ! कुछ लह्लरियों ने इसी युगान्तरदीर्घ 
विश्वास को छदय से लगाकर अपने असन्तोप को दबा डाला, कुछ 
असन्तुष्ट होने के अतिरिक्ति और कुछ न कर सकी और कुछ ने बाहर 
आकर कोतुक से बाह्य-जगत में अपनी शक्तियों को तोला | कौतूहलवश 
बाहर के सघर्षमय ज्षेत्र मे प्रवेश करने वाली त्लियों की शक्ति का ऐसा: 


्द | श'खला 


परिचय मिला कि पुरुष-समाज ही नहीं, स्लरी भी अपने सामथ्य पर 
विस्मित हो उठी । इतने दीर्घ-काल तक निष्क्रिय रहने पर भी ज्नीने 
सभी कार्य-क्षेत्रों मे पुरुष के समान ही सफलता पा ली। यह अब तक 
प्रत्यक्ष हो चुका है कि वह अपनी कोमल भावनाश्रों को जीवित रख 
कर भी कठिन से कठिन उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सकती है, दुर्वह 
से दुवंह कर्तव्य का पालन कर सकती है और दुर्गम से दुर्गम कर्म-च्षेत्र 
में ठहर सकती है| शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार की शक्तियों 
का उसमें ऐसा सामझस्य है, जो उसे कहीं भी उपहासास्पद न बनने 
देगा | ऐसी दशा में यह समस्या कि वह अपना कार्यक्षेत्र घर बनावे 
या बाहर, और भी अधिक जटिल हो उठी है । 
मिन्न-मिन्न देशों ने उसे अपनी अपनी परिस्थितियों के श्रनुसार सुल- 
काया है, परन्तु सभी ने स्ली को उसकी खोई स्वतन्त्रता लौटा देने का प्रवत्न 
अवश्य किया है । हमारे देश में अभी न उनमें पूर्ण जाशति है और न इस 
प्रश्न का कोई समाधान ही आवश्यक जान पड़ा है | हम अपने प्राचोनतम 
आदर्शों को हृदय से लगाये भप्रभीत से बैठे उस दिन के कभी न श्राने 
की कामना में लगे हुए हैं, जत्र ञ्ली रसोई-घर के घुएँ से लाल आँखों मे 
“विद्युत भर पुरुष से पूछ बैठेगी--'क्या मुझसे केवल यही काम हो 
सकता है ?” इस दिन को रोकने के लिए. हम कभी-कमी उन महिलाओं 
पर अनेक प्रकार के लाज्छुन लगाने से भी नहीं चूकते जिन्होंने अपनी 
शक्तियो को किसी अन्य काय में लगाना श्रच्छा समझा । परन्तु उन उपायों 
से हम कब तक इस समस्या को भुला रखने में समर्थ रद्द सकेंगे, यहीं 
अञ्न है | समाज को जिसी न किसी दिन क्री के असन्तोप को सद्मनुभूति 
से साथ समझ कर उसे ऐसा उत्तर देना दोगा जिसे पाकर वह 


की कड़ियाँ ७१ 


अपने आपको उपेक्षित न माने और जो उसके मातृत्व के गौरव को 
अक्तुए्ण रखते हुए. भी उसे नवीन युग की सन्देश-वाहिका बना सकने में 
समर्थ हो । 

हम स्त्री के जीवन को, चारों ओर फैली हुई जटिलता में मी, आदिम 
काल के जीवन जैसा सरल बना कर रखना चाहते हैं, परन्तु यह तो 
समाज तथा राष्ट्र के विकास की दृष्टि से सम्भव नहीं | वह घर में” 
अन्नपूर्णा चने या न बने, केवल यही प्रश्न नहीं है -प्रत्युत यह भी 
समस्या है कि यदि वह अपने वात्सल्य के कुछ अश को बाहर के संसार 
को देना चाहे तो घर उसे ऐसा करते की स्वतन्त्रता देगा या नहीं और 
यदि देगा तो किस मूल्य पर १ जब ख्रियों को, सुशिक्षिता बनने के लिए 
सुविधाएं देने की चर्चा चली तो बहुत से व्यक्ति अगुवा बनने को दौड़ 
पड़े थे । यह कहना तो कठिन है इस प्रयत्न में कितना अशे अपनी 
ख्याति की इच्छा का था और कितना केवल म््रियों के प्रति सहानुभूति 
का, परन्तु यह हम अवश्य कह सकते हैं कि ऐसे सुधारप्रिय व्यक्तियों का 
दृष्टिकोण भी सकुचित ही रहा | उन्होंने वास्तव में यह नहीं देखा कि 
वीद्धिक विकास के साथ ख््ियों में स्वभावतः अपने अधिकारों और 
केत॑व्यों को फिर से जॉँचने की इच्छा जाग्त हो जायगी तथा वे घर के 
बाहर भी कुछ विशेष अधिकार और उसके अनुरूप कार्य करने की 
सुविधाएं चाहेंगी। ऐसी परिस्थिति में युगों से चली आने वाली 
व्यवस्था के रूप में भी कुछ अ्रन्तर आ सकता है । 

अपनी असोम विद्या-बुद्धि का भार लिये हुए एक ज्ली किसी के 
बट का अतलझ्ार मात्र अन कर सन्तुष्ट हो सकेगी, ऐसी आशा दुराशा के 
अतिरिक्त और क्या हो सकती थी। वर्तमान युणा के पुरुष ने ली के 


23 अर खला 


वास्तविक रूप को न कभी देखा था, न वह उसकी कल्पना कर सका | 
उसके विचार में ज्ञी के परिचय का आदि अन्त इससे अधिक और 
कया हो सकता था कि वह किसी की पत्नी है। कहना नहीं होगा कि 
इस धारण ने ही इतने असन्तोष को जन्म देकर पाला और पालती 
जा रही है | 

ज्ियों के उज्ज्वल भविष्य को अपेज्षा रहेगी कि उसके घर और 
चाहर में ऐसा सामझस्य स्थापित हो सके, जो उसके कर्तव्य को केबल 
घर या केवल बाहर ही सीमित न कर दे । ऐसी सामजस्यपूर्ण स्थितिः के 


उत्पन्न होने में अभी समय लगेगा और सम्भव है यह मध्य का समय 
हमारी क्रमागत सामाजिक व्यवस्था को कुछ डावॉडोल भी कर दे, परन्ठ 
बतराशा को जन्म देने वाले कारण नहीं उत्पन्न होना चाहिए । 


की कड़ियाँ 


[२] 


समय की गति के अनुसार न बदलने वाली परिस्थितियों ने स्त्री के 
हृदय में जिस विद्रोह का अंकुर जम जाने दिया है उसे बढ़ने का अव- 
काश यही घर-बाहर की समस्या दे रही है । जब तक समाज का इतना 
आवश्यक अद्धछ अपनी स्थिति से असन्तुष्ट तथा अपने कर्तव्य से विरक्त 
है, तव तक प्रयत्न करने पर भी हम अपने सामाजिक जीवन में सामझस्य 
नहीं ला सकते | केवल ज्री के दृष्टिकोण से ही नहीं, वरन्‌ हमारे सामूहिक 
विकास के लिए भी यह आवश्यक होता जा रहा है कि स्त्री घर की 
सीमा के बाहर भी अपना विशेष कार्यक्षेत्र चुनने को स्वतन्त्र हो। णह 
की स्थिति भी तभी तक निश्चित है जब तक हम गहिणी की स्थिति 
को ठीऊ-ठीक समझ कर उससे सहानुभूति रख सकते हैं और समाज का 
वातावरण भी तभी तक सामझस्यपूर्य है, जब॒ तक स्री तथा पुरुष के 
कर्तव्यों में सामम्जस्य है । 
आधुनिक युग में घर से बाहर भी ऐसे श्रनेक क्षेत्र हैं, जो खली के 
हयोग णी उतनी द्वी अपेक्षा रखते हैं, जितनी पुरुष के सहयोग की। 
राजनीतिक व्यवस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक कार्यो में पुरुष का सहयोग 


५ श्खला 
देने के अतिरिक्त समाज की अन्य ऐसी अनेक आवश्यकताएँ हैं जो ज्नी 
से सहानुभूति और स्नेहपू्ण सहायता चाहती हैं | उदाहरण के लिए हम 
शिक्षा के क्षेत्र को ले सकते हैं | हम अपनी आगामी पीढ़ी को निरक्षरता 
के शाप से बचाने के लिए अधिक से अधिक शिक्षालयों की आवश्यकता 
का अनुभव कर रहे हैं । आज भी श्रमजीवियों को छोड़कर प्रायः अन्य 
सभी अपने एक विशेष अवस्था वाले छोटे-छोटे बालक-बालिकाशों को 
ऐसे स्थानों में भेजने के लिए बाध्य होते हैं, जहाँ या तो दर्डधारी, कठोर 
आकृतिवाले जीवन से असन्तुष्ट गुरू जी या अनुभवहीन हठी कुमारि- 
काएँ उनका निष्ठुर स्वागत करती हैं ! एक विशेष अवस्था तक बालक- 
बालिकाओं को स्नेहमयी शिक्तिकाओं का सहयोग जितना अधिक मिलेगा, 
हमारे भावी नागरिकों का जीवन उतने ही अधिक सुन्दर साँचे में 
ढठलेगा | हमारे बालकों के लिए कठोर शिक्षक के स्थान में यदि ऐसी 
ज्रियोँ रहें, जो स्वयं माताएं भी हों तो कितने ही बालकों का भविष्य 
इस प्रकार नष्ट न हो सकेगा जिस प्रकार आजकल हो रहा है। एक 
अबोध वालक या बालिका को हम एक ऐसे कठोर तथा अस्वाभाविक 
वातावरण में रख कर विद्वान या विदुषी बनाना चाहते हैं, जो उसकी 
आवश्यकता उसकी स्वाभाविक इुर्चलता तथा स्नेह-मम्ता की भूख से 
परिचित नहीं, अतः अन्त में हमें या तो डर से सहमे हुए वा उद्ृगढ 
विद्यार्थी ही प्राप्त होते हैं । 
यह निर्श्रान्त सत्य है कि बालकों की मानसिक शक्तियों छी के स्नेट्‌ 
की छाया में जितनी पप्ट और विकसित हो सकती हैं, उतनी किसी श्रन्य 
उपाय से नहीं । पुरुष का अधिक सम्पर्क तो बालक को अमगन ही कटौर 
आर सतर्क ता बना देता है | 


की कड़ियाँ ध्ध्‌ 


यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि यदि बालक-बालिकाओं को जी के 
अश्वल की छाया में ही पालनां उचित है तो उनकी प्रारम्मिक शिक्षा ह 
का भार माता पर ही क्यों न छोड़ दिया जावे | वे एक विशेष अवस्था 
तक माता की देख-रेख में रह कर तत्र किशोरावस्था में विद्यालयों में 
पहुँचाये जावें तो क्या हानि है ! । 
इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल है। मनुष्य ऐसा सामाजिक 
प्राणी है, जिसे केवल अपना स्वार्थ नहीं देखना है, जिसे समाज के बड़े 
अश को लाभ पहुँचाने के लिए. कभी-कभी अपने लाभ को भूलना पड़ता 
है, अपनी इच्छाओं को नष्ट कर देना होता हे और अपनी प्रवृत्तियों 
का नियन्त्रण करना पड़ता है | परन्तु यह सामाजिक प्राणी के गुण, जो 
दो व्यक्तियों को प्रतिदन्द्री न बनाकर सहयोगी बना सकते थे, तभी 
उत्पन्न हो सकते हैं जन्र उन्हें वालकपन से समूह में पाला जावे। जो 
बालक जितना अधिक अकेला रकखा जायगा, उसमें अपनी प्रद्धत्तियों 
को दमन की, स्वार्थ को भूलने की, दूसरों को सहयोग देने तथा पाने 
की शक्ति उतनी ही अधिक दुर्बल होगी। ऐसा बालक कभी सच्चा 
सामाजिक व्यक्ति बन ह्वी न सकेगा। मनुष्य क्या पशुओं में भी बचपन 
के ससर्ग से ऐसा स्नेह-सौहादे उत्पन्न हो जाता है जिसे देखकर विस्मित 
होना पड़ता है। निस सिह-शावक को बकरी के बच्चे के साथ पाला 
जाता है, वह बड़ा होकर भी उससे शन्नुता नहीं कर पाता | 
अकेले पाले जाने के कारण ही हमारे यहाँ बड़े आदमियो के बालक 
बढ कर खजूर के इच्च के समान अपनी छाया तथा फल दोनों ही से 
अन्य व्यक्तियों को एक प्रकार से वश्ित कर देते हैं ! उनमें वह गुण 
उत्पन्न ही नहीं हो पाता जो सामाजिक प्राणी के लिए. अनिवार्य है। न 
६ 


की जा खला 
उनक़ो बचपन से सहानुभूति के आदान-प्रदन की आवश्यकता का 
असश्चुभव , होता है न सहयोग का | वे तो दूसरों का सहयोग अन्य आवच- 
श्यक वस्तुओ के समान खरीद कर ही प्राप्त करना जानते हैं; स्वेच्छा से' 
मनुष्यता के नाते जो - आदान-प्रदान, धनी-निर्धन, सुखी-दुखी के चीच 
में सम्भव हो सकता है उसे जानने का अ्रवकाश ही उन्हें नहीं दिया 
जाता। बिना किसी भेद-भाव के धूल-मिद्ी, ऑधी-पानी, गर्मी-सर्दी में 
साथ खेलने वाले बालकों का एक दूसरे के प्रति जो भाव रहता है, वह 
किसी और परिस्थिति मे उत्पन्न ही नही किया जा सकता | 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक माता को केवल उसी की सन्तान का 

संरक्षण सौंप देने से उसके स्वाभाविक स्नेह को सीमित कर देना होगा। 

जिस जल के दोनों ओर कच्ची मिट्टी रहती है वह उसे भेदकर दूर तक 
के बच्चों को सींच सकता है, परन्तु जिसके चारों ओर हमने चून की 

पक्की दीवार खड़ी कर दी है वह अपने तट को भी नहीं गीला कर 

सकता । माता के स्नेह की यही दशा है। अपनी सन्तान के प्रति माता 

का अधिक स्नेह स्वाभाविक ही है, परन्तु निरन्तर अपनी उन्तान के 
स्वार्थ का चिन्तन उसमें इस सीमा तक विकृति उत्मन्न कर देता है कि 
वह अपने सहोदर या सहोदरा की सन्‍्तान के प्रति भी निष्ठर हो 
उठती है । 

बालक-बरालिकाओं के समान ही किशोरवयस्क कन्याश्रों और युव- 

तियों की शिक्षा के लिए मी हमें ऐसी महिलाओं की आवश्यकता होगी, 
,जो उन्हें गद्िणी के गुण त्था गृहस्थ-जीवन के लिए उपयुक्त पर्तंच्यों की 
शिक्षा दे सकें। वास्तव में ऐसी शिक्षा उन्हीं के द्वारा दी जानी चाहिए, 
जिन्हें गुह-जीवन का अनुभव हो और जो ख॑ माताएं हो । श्रानकल 


कीकड़ियों ' गे ह 


हमारे शिक्षा-्षेत्र में विशेष रूप] से वे ही महिलाएं कार्य करती हें, 
जिन्हें न हमारी सस्कृति का ज्ञान है, न शहजीवन का। अतः हमारी 
कन्याएंँ अविवाहित जीवन का ऐसा सुनहला स्पप्त लेकर लोटती हैं जो 
उनके रह-जीवन को अपनी तुलना में कुछ भी सुन्दर नहों ठहरने देगा। 
सम्भव है, उस जीवन को पाकर वे इतनी प्रत्न्न न! होतीं, परन्तु उसकी 
सम्मावित स्रच्छुन्दता उन्हें ग़ह के बन्धनों से विरक्त किये ब्रिना नहीं 
रहती | 

जब तक हम अपने यहाँ की शहिशियों को ,बाहर आकर इस क्षेत्र 
में कुछ करने की स्वतन्त्रता न देंगे, तब्र तक हमारी शिक्षा में व्याप्त 
(विष बढता ही जायगा। केवल गाहंस्थ्य-शात्र या सन्तानौपालन-विषयक 
पुस्तकें पढकर कोई किशोरी, णह से प्रेम करना नहीं सीख जाती | इस 
सस्कार को दृढ़ करने के लिए; ऐसी त्लियों के सबीव उदाहरण की आवब- 
श्यकता है, जो आकाश के मुक्त वातावरण में स्वच्छुन्द भाव से अधिक 
से अधिक ऊँचाई तक उड़ने की शक्ति रख कर भी बसेरे को प्पर 
करने वाले पक्ती के समान कार्य-स्षेत्र में स्व॒तन्त्र परन्तु घर के आकर्षण 
चँंधी हों । ज्ली को बाहर कुछ भी कर सकने का अवकाश नहीं है और 
बाहर कार्य करने से घर की मर्यादा नष्ट हो जायगी, इस पुरानी कहानो 
में विशेष तत्व नहीं है और हो भी तो नवीन थुग उसे स्वीकार न कर ३ 
सकेगा। यदि किसान की स्रो घर में इतना परिश्रम करके, खेती के 
अनेक कामों में पति का हाथ बटा सकती है या साधारण श्रेणी के अम- 
जीवियों की ल्लियों घर-बाहर के कार्यो में सामझ्स्य स्थापित कर. सकती 
हैं और उनका घर वन नहीं बन जाता तो हमारे यहाँ अन्य खतियोँ भी 
अपनी शक्ति, इच्छा तथा अवकाश के अनुसार घर से आाइर कुछ कर 


कु । अं खला 
सकने के लिये स्वतन्त्र हैं। अवकाश के समय का दुरुपयोग ये केवल 
अपनी प्रतिष्ठा की मिथ्या भावना के कारण ही करती हैं और इस मिश्या 
भावना को हम बालू की दीवार की तरह गिरा सकते हैं । यह सल्य है 
कि हमारे यहाँ सुशिक्षिता स्त्रियों कम हैं जो शिक्षा के क्षेत्र मु तथा 
घर में समान रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकती हों, परन्तु यह भी कम 
सत्य नहीं कि हमने उनकी शक्तियों को नष्ट-भ्रष्ट कर उनके जीवन को 
पंयु बनाने में कोई कसर नहीं रकखी | यदि वे अपनी बहिनों तथा 
उनकी सनन्‍्तान के लिए शिक्षा केज्षेत्र में कुछ कार्य करें तो उन्हे घर 
जीवन भर के लिए, निर्वासन का दण्ड देगा, जो साधारण ज्लरी के लिए 
सबसे अधिक कष्टकर दण्ड है । यदि वे जीवन-भर कुमारी रहकर सन्तान 
तथा सुखी शहस्थी का मोह त्याग सके तो इस क्षेत्र में उन्हें स्थान 
मिल सकता है अन्यथा नहीं | विवाह करते ही सुखी श्हस्थी के स्वप्न 
सच्ची हथकडी-बेड़ी बनकर उनके हाथ-पैर ऐसे जकड़ देते हैं कि उनमें 
जीवनीशक्ति का प्रवाह ही रक जाता है। किसी बड़भागी के सौमाग्य 
का साकार प्रमाण बनने के उपलक्ष्य में वे घूमने के लिए कार पा सकती 
हैं, पालने के लिए बहुमूल्य कुत्ते-बिल्ली मेंगा सकती हैं और इससे अव- 
काश मिले तो बड़ी-बड़ी पार्टियों की शोभा चढ़ा सकती हैं, परन्तु काम 
, करना, चाहे वह देश के असंख्य बालकों को मनुष्य बनाना ही क्यों न 
हो, उनके पति की प्रतिष्ठा को आमूल नष्ट कर देता है| इस भावना ने 
स्त्री के मर्म में कोई ठेस नहीं पहुँचाई दे, यह कहना अ्सत्य कदना 
होगा, क्योंकि उस दशा में विवाह से विरक्त युवतियों की इतनी अ्रधिक 
संख्या कभी नहीं मिलती | कुछ व्यक्तियों में वातावरण के अनुकूल बन 
जाने की शक्ति अधिक होती हद और कुछ में कम, इसी से किसी का 


की कड़ियों ध 


जीवन निरानन्द नहों हो सका और किसी का साननन्‍्द नहीं बन सका" 
परन्तु परिस्थितियाँ प्रायः एक-सी ही रहीं | डे 
आधुनिक शिक्षाप्राप्त व्लनियों अच्छी गुदिणियों नहीं चन सकतीं; 
यह प्रचलित धारणा पुरुष के दृश्विन्दु से देखकर ही बनाई गई है, स्त्री 
की कठिनाई को ध्यान में रखकर नहीं | एक ही प्रकार के वातावरण में 
पले और शिक्षा पाये हुए. पति-पत्नी के जीवन तथा परिस्थितियों की यदि 
हम तुलना करें तो सम्भव है आधुनिक शिक्षित स्री के प्रति कुछ सहा- 
नुभूति का अनुभव कर सके । विवाह से पुरुष को तो कुछ छोड़ना नहीं 
होता और न उसकी परिस्थितियों में कोई अन्तर ही आता है, परन्तु 
इसके विपरीत स्त्री के लिए. विवाह मानो एक परिचित ससार छोड़ कर 
नवीन ससार में जाना है, जहाँ उसका जीवन सर्वथा नवीन होगा। 
पुरुष के मित्र, उसकी जीवनचर्या, उसके कर्तव्य सब पहले जैसे ही 
रहते हैं और वह अनुदार न होने पर भी शिक्षिता पत्नी के परिचित 
मित्रों, अध्ययन तथा अन्य परिचित दैनिक कार्यों के श्रमाव को नहीं 
देख पाता । साधाराण परिस्थिति होने पर भी घर में इतर कार्यो से स्त्री 
को अवकाश रहता है, सथुक्त कुठ्ुम्ब न होने से बड़े परिवार के प्रतनन्ध 
की उलभरें भी नहीं घेरे रहती, उसके लिए, पुरुष-मित्र वर्ज्य हैं, और उसे 
मित्र बनाने के लिए. शिक्षिता स्त्रियों कम मिलती हैं, अतः एक विच्चित्र 
अभाव का उसे बोघ।होने लगता है। कभी-कमी पति के, आने- 
जाने जैसी छोटी बातों में, बाधा देने पर वह विरक्त भी हो उठती 
है। अच्छी गृहिएणी कहलाने के लिए. उसे केवल पति की इच्छा के 
अनुसार कार्य करने तथा मित्रों और कर्त्तव्य से अवकाश के समय 
उसे प्रसत्न रखने के अतिरिक्त और विशेष कुछ नहीं करना होता, 


4 
35 


2 श्रू.खल 


परन्तु यह छोटा-सा कर्तव्य उसके महान अभाव को नहीं मर पाता | 

ऐसी शिक्षिता-महिलाशों के जीवन को अधिक उपयोगी बनाने 
तथा उनके कलतंव्य को अधिक मधुर बनाने के लिए हमे उन्हें ब्राहर भी 
कुछ कर 'सकने को स्वतन्त्रता देनी होगी। उनके लिए घर-बाहर की 
समस्या का समाधान आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है, अन्यथा उनके 
मन की अशान्ति घर की शान्ति और समाज का खस्थ वातावरण नष्ट 
कर देगी। हमे बाहर भी उनके सहयोग की उतनी हो आवश्यकता है 
जितनी घर में, इसमें सन्देह नहीं | 

शिक्षा के क्षेत्र के समान चिकित्सा के ज्षेत्र में भी लियों का सह- 
योग वाड्छुनीय है | हमारा ज्ली-समाज कितने रोगों से जर्जर हो रहा है, 
उसकी सन्‍्तान कितनी अधिक संख्या में असमय ही काल का आस' 
बन रही है, यह पुरुष से अधिक स्त्री की खोज का विपय हैं | जितनी 
अधिक सुयोग्य ल्ियों इस क्षेत्र में होंगी उतना ही अधिक समाज का 
लाभ होगा। ञज्लीमे स्वाभाविक कोमलता पुरुष की अपेक्षा अधिक 
होती है, साथ ही पुरुष के समान व्यवसाय-बुद्धि प्रायः उसमे नहीं रहती, 
अतः वह इस कार्य को अधिक सहानुभूति तथा स्नेह के साथ कर 
सकती है। अपने सहज स्नेह तथा सहानुभूति के कारण ही रोगी की 
परिचर्या। के लिए नस ही रखी जाती हैं। यह सत्य है किन सब पुरुष 
ही इस कार्य के उपयुक्त होते हैं और न सत्र ब्ल्रियों, परन्तु जिन्हें इस 
गुरुतम कर्सव्य के लिए. रुचि और सुविधाएँ दोनों द्वी मिली हैं, उन 
ह्लियों का इस क्षेत्र में प्रवेश करना उचित ही दोगा। झुछ इनी-गिनी 
स्री-चिकित्सक हैं भी, परन्तु समाज अपनी आवश्यकता के समग्र हीं 
उनसे सम्पर्क रखता है । उनका शिक्षिकाओं से अधिक वहििए्फार है, 


की कड़ियाँ कस हा, 
कम नहीं । ऐसी महिलाओं में से, जिन्होंने रोज: टम न्नव्यक्तियों 
से विवाह करके बाहर के वातावरण की नीरसता को घर की सरसता से 
मिलाना चाहा, उन्हें प्रायः असकलता ही प्राप्त हो सकी ॥ उनका इस 
प्रकार घर की सीमा से बाहर काये करना पतियों की प्रतिष्ठा के अनुकुल न 
सिद्ध हो सका, इसलिए अन्त में उन्हें अपनी शक्तियों को घर तक ही 
सीमित रखने के लिए बाध्य होना पड़ा । वे पारिवारिक जीवन में कितनी 
सुखी हुईं, यह कहना तो कठिन है, परन्ठु उन्हें इस प्रकार खोकर 
सत्रीसमाज अधिक प्रसन्न न हो सका। यदि झूठी प्रतिष्ठा की भावना 
इस प्रकार बाधा न डालती और वे अपने अवकाश के समय का कुछ 
अश इस कतंव्य के लिए. भी रख सकतीं तो अवश्य ही समाज का अधिक 
कल्याण होता । हे 
चिकित्सा के समान क़ानून का क्षेत्र भी स्त्रियों के लिए. उपेक्षणीय 
नहीं कहा जा सकता। यदि स्त्रियों में ऐसी बहिनों की पर्यात सख्या 
रहती, जिनके निकट कानून एक विचित्र वस्तु न होता तो उनकी इतनी 
अधिक हु्देशा न हो सकती। स््री-समाज के ऐसे प्रतिनिधि न होने के , 
कारण ही किसी भी विधान में, समय तथा स्री की स्थिति के अनुकुल 
कोई परिवतेन नहीं हो पाता और न साधारण स्त्रियों अपनी स्थिति से 
“ सम्बन्ध रखनेवाले किप्ती कानून से परिचित ही हो सकती हैं | साधारण 
स्त्रियों की बात तो दूर रही, शिक्षिताएँ भी इस आवश्यक विषय से 
इतनी अनभिज्ञ रहती हैं कि अपने अधिकार और स्वत्वों में विश्वास भी 
नहीं कर पार्ती। सहस्तों की सख्या में वकील और बैरिस्टर बने हुए 
पुरुषों के मुख से इस काये को आत्मा का हनन तथा असत्य का पोषण 
सुन-छुन कर उन्होंने असत्य को इस प्रकार त्यागा कि सत्य को भी न 


झरे श्व खा 
ध्चा सकीं। वास्तव में ऐसे विपयों मे स्रीकी अशता उसी की स्थिति 
को दुर्बल चना देती है, क्योंकि उस दशा से न वह अपने अधिकाश का 
सच्चा रूप जानती है और न दूसरे के स्वत्वों का, जिससे पारस्परिक 
सम्बन्ध में सामञ्जस्य उत्पन्न हो ही नहीं पाता ! वकील, वैरिस्टर महि- 
लाओों की सख्या तो बहुत ही कम है और उनमें भी कुछ ही गृहजीवन 
से परिचित हैं । हे 

प्रायः पुरुष यह कहते सुने जातें हैं कि बहुत पढ़ी-लिखी या क़ानून 
जानने वाली ज्ली से विवाह करते उन्हें भय लगता है।जब एक 
निरक्षर जी बड़े से बड़े विद्वान से, कानून का एक शब्द न जाननेवाली 
वकील या बैरिस्टर से और किसी रोग का नाम भी न बता सकनेवाली 
बड़े से बड़े डॉस्टर से विवाह करते भयभीत नहीं होती तो पुरुष ही 
अपने समान बुद्धिवान तथा विद्वान्‌ स्त्री से विवाह करते में क्यों भय- 
भीत होता है ? इस पश्न का उत्तर पुरुष के उस स्वार्थ में मिलेगा जो 


सत्रीसे अन्धभक्ति तथा मूक अनुसरण चाहता है। विद्या-बुद्धि मे जो 
उसके समान होगा, वह अपने अधिकार के विपय में किसी दिन भी 


प्रश्न कर ही सकती है; सनन्‍्तोपजनक उत्तर न पाने पर विद्रोह भी कर 
सकती है, अत. पुरुष क्‍यों ऐसी स्त्री को सज्धिनी बनाकर अपने साम्राज्य 
की शान्ति भग करे ! जब कभी किसी कारण से वह ऐसी जीवन- 
सद्भिनी चुन भी लेता है तो सब प्रकार के कोमल कठोर साधनों से उसे 
अपनी छाया मात्र चनाकर रखना चाहता है, जो प्रावः सम्मव नहीं होता । 

इन कार्यक्षेत्रों के अतिरिक्त त्ली तथा बालकों के लिए श्रन्य उप- 
योगी सस्थाओं कीं स्थापना कर उन्हें सुचारु रूप से चलाना, स््रियों में 
सद्भठन की इच्छा उत्पन्न करना, उन्हें सामयिक स्थिति से परिचित 


की कड़ियाँ 


कराना आदि कार्य भी स्त्रियों के ही हैं और इन्हें वे घर से बाहर जाकर 
ही कर सकती हैं | इन सब्र कार्यों के लिए स्त्रियों को अधिक सख्या में 
सहयोग देना होगा, अत' यह आशा करना कि ऐसे बाहर के उत्तर- 
दायित्व को स्वीकार करने वाली सभी स्त्रियाँ परिवार को त्याग, ग्रह- 
जीवन से विदा लेकर बौद्ध मिन्नुणी का जीवन व्यतीत करे , अन्याय ही 
है । कुछ स्त्रियों ऐसा जीवन बिता भी सकती हैं, परन्तु अन्य सबको घर 
और बाहर सच जगह कार्य करने की स्वतन्त्रता मिलनी ही चाहिए । 

इस सम्बन्ध से आपत्ति की जाती है कि जब स्त्री अपना सारा समय 
घर की देख-रेख और सन्तान के पालन के लिए नहीं दे सकती तो उसे 
गुहिणी बनने की इच्छा ही क्‍योंकरना चाहिए। इस आपत्ति का 
निराकरण तो हमारे समाज की सामयिक स्थिति ही कर सकती है | 
स्त्री के गृहस्थी के प्रति कर्तव्य की मीमासा करने के पहले यदि हम यह 
भी देख लेते कि आजकल का व्यस्त पुरुष पत्नी और सन्तान के प्रति 
ध्यान देने का कितना अवकाश पाता है तो अच्छा होता । जिस श्रेणी 
की स्त्रियों को बाहर भी कुछ कर सकने का अवकाश मिलता है उनके 
डाक्टर, वकील या प्रोफेठटर पति अपने दैनिक कार्य, सार्वजनिक कर्तव्य 
तथा मित्रमण्डली से केवल रात के बसेरे के लिए. ही अवकाश पाते है 
और यदि मनोविज्ञान से अपरिचित पत्नी ने उस समय घर या सन्तान 
की कोई चर्चा छेड़ दी तो या तो उनके दोनो नेत्र नींद से मुँढ जाते हैं 
या तीसरा क्रोध का नेत्र खुल जाता है। 

परन्तु ऐसी गुहिणियों को जब हम अन्य सार्वजनिक कार्यो में भाग 
लेने के लिए. आमन्त्रित करेंगे तब समाज की इस" शद्ढा का कि इनकी 
सनन्‍्तान की क्‍या दशा होगी, उत्तर भी देना होगा | स्री बाहर भी अपना 


4 


पे श्र खता' 
कार्यक्षेत्र बनाने के लिए स्वतन्त्र हो और यह स्वतन्त्रता उसे निर्वासन 
का दण्ड न दे सफ़रे, इस निष्कर्म तक पहुँचने का यह अर्थ नहीं है कि 
स्त्री प्रत्येक दशा में सावेजनिक कर्तव्य के बन्धन से मुक्त न हो सके। 
ऐसी कोर माता नहीं होती, जो अपनी सन्तान को अपने प्राण के समान 
नहीं चाहती | पुरुष के लिए ब्रालक का वह महत्य नही है, जो स्री के 
लिए है, अतएव यह सोचना कि माता अपने शिशु के सुस्त की बलि 
देकर बाहर कार्य करेगी, मातृत्व पर कलइ् लगाना है। आज भी 
सार्वजनिक क्षेत्रों में कुछ सनन्‍्तानवती स्त्रियाँ कार्य कर रही हैं और निश्चय 
ही उनकी सनन्‍्तान कुछ न करनेवाली स्त्रियों की सन्‍्तान से अच्छी ही 
है | कैसा भी व्यस्त जीवन बिताने वाली श्रान्त माता अपने शेते हुए 
बालक को हृदय से लगाकर सारी क्लान्ति भूल सकती है, परन्तु परुष के 
लिए. ऐसा कर सकना सम्भव ही नही है। फिर केवल हमारे समाज में ही 
माताएं नहीं हैं और ऐसे देशों में भी हैं, जहाँ उन्हें और भी उत्तर- 
दायित्व संभालने होते हैं| हमारे देश में भी साधारण स्त्रियों मातृत्व को 
ऐसा भारी नहीं समझती | आवश्यकता केवल इस बात की है कि पुरुष 
पद्ड काटकर सोने के पिड्जर में बन्द पक्षी के समान स्री को अपनी 
मिथ्या प्रतिप्ठा की बन्दिनी न बनावे | यदि विद्याह सार्वजनिक जीवन से 
निर्वाशन न चने तो निश्चय ही स्त्री इतनी दयनीय न रह सक्रेगी। घर 
से बाहर भी अपनी रुचि, शिक्षा और अ्रवकाश के अनुरूप थो कुछ 
बह करना चाहे उसमें उसे पुरुष के सहयोग और सहानुभूति की अ्रवश्य 
ही अपेक्षा रहेगी और पुरुष यदि अपनी वृंशक्रमागत अधिकारयुक्त अनु- 
दार भावना को “छोड़ सऊे तो बहुत सी कठिनाइयों स्वय द्वी दूर दो 
जावेंगी | 


की कड़ियों 


[३] 


बाहर के सार्वजनिक कार्यों के अतिरिक्त और भी ऐसे क्षेत्र हैं 
जिनमें स्री घर में रह कर भी बहुत कुछु कर सकती है। उदाहरण के 
लिए, हम साहित्य के ज्षेत्र कों ले सकते हैं जिसके निर्माण में स्री का 
सहयोग व्यक्ति और समाज दोनों के लिए. उपयोगी सिद्ध होगा | यदि 
पुरुष साहित्य के निर्माण को अपनी जीविका का साधन बना सकता है 
तो स्री के लिए भी यह कार्य सट्डोच का कारण क्‍यों बन सकेगा ! 
यदि वैयक्तिक दृष्टि से देखा जावे तो इससे खसत्री के जीवन में अधिक 
उद्रता और समवेदनशीलता आ सकेगी, उसकी मानसिक शक्तियों का 
अधिक से अधिक विकास हो सकेगा तथा उसे अपने कर्तव्य की शुरुता 
का भार, भार न जान पड़ेगा | यदिं सामाजिक रूप से इसकी उपयो- 
गिता जॉची जावे तो हम देखेंगे कि स्नो का साहित्यिक सहयोग साहित्य 
के एक आवश्यक अज्भ की पूर्ति करता है। साहित्य यदि स्‍त्री के सह-- 
योग से शल्य हों तो उसे आधी मानव-जाति के प्रतिनिधित्व से शत्य 


के ४ अखला 


हक 


समझना चाहिए । पुरुष के द्वारा नारी का चरित्र अधिक आदश 
बन सकता है, परन्तु अधिक सत्य नहीं; विक्ृति के अधिक निकठ पहुँच 
सकता है, परन्तु यथार्थ के अधिक समीप नही | पुरुष के लिए नारीत्व 
कल्पना है परन्तु नारी के लिए अनुभव | अतः अपने जीवन का जैसा 
सजीव चित्र वह हमें दे सकेगी वैसा पुरुष बहुत साधना के उपरान्त भी 
शायद ही दे सके । 

महिला-साहित्य के अतिरिक्त बाल-साहित्य के निर्माण की भी वह 
पुरुष की अपेक्षा अधिक अधिकारिणी है, कारण, बालकों की आव 
श्यकताओं का, उनकी भिन्न-भिन्न मनोदृत्तियों का जैसा प्रत्यक्षीकरण 
माता कर सकती है वैसा पिता नहीं दर पाता | बालक के शरीर और 
मन दोनों के विकास के क्रम जैसे उसके सामने आते रहते हैं वैसे और 
किसी के सामने नहीं । अतः वह, प्रत्येक पौधे के अनुकूल जलवायु और 
मिट्टी के विषय में जानने वाले चतुर माली के समान ही अपनी सस्तान 
. के अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकती हे । 

ऐसे कार्य अधिक हैं जिन्हें करने में मनुष्य को आवश्यकता का अधिक 
ध्यान रखना पड़ता है, सुख का कम, परन्तु साहित्य यदि सत्यश्नर्थ में साहित्य 
हो तो उसका निर्माता सुख तथा उपयोग की एक ही छुला पर समान हूप 
से गुरु पा सकता है | स्त्री यदि वास्तव में शिक्षित हो तो अपने शहस्थी 
के कामों से बचे हुए अवकाश के समय को साहित्य की सेत्रा में लगा 
सकती है और इस व्यवसाय से उसे वह असन्नता भी मिलेगी जो श्रात्म- 
नुष्टि से उत्पन्न होती है और वह तृत्ति भी जो परोपकार से जन्म पाती दै। 
प्रायः सम्भ्रान्त व्यक्ति यह कहते हुए सुने जाते हैं कि उनके घर की 


ब+ का 


महिलाएं किसी योग्य नहीं हैं परन्तु ऐसे सझमनों में ठो ही चार अपनी 


नी 


की कंडिया स्ऊ 


गृहिरियों को कुछ करने का सुय्ोग देने पर उद्यत होंगे | सम्पन्न ग॒हस्थी, 
के घरों में भी स्त्रियों के मानसिक विकास को ओर ध्यान नही दिया 
जाता । शरीर जिस प्रकार भोजन न पाकर इुर्वल होने लंगता है, स्त्रियों 
का मस्तिष्क भी साहित्य-रूपी खाद्य न पाकर निष्क्रिय होने लगता है, 
जिसका परिणाम मानसिक जड़ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता । 
अपने अवकाश के समय सभी किसी न किसी प्रकार का मनोविनोद 
चाहते हैं और जिस मनोविनोद में सुलभ होने की विशेषता न हो उसे 
प्रायः कोई नहीं दूं ढता । हमारे यहों स्त्रियों में साहित्यिक वातावरण बनाये 
रखने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जाता, अ्रतः ब्रदि स्री की 
प्रत्ृत्ति इस ओर हुईं भी तो अनुकूल परिस्थितियाँ न पाकर उसका नष्ट 
हो जाना ही सम्भव है | ह 

प्रायः जिन वकील या प्रोफेसरों के पास उनके आवश्यक या प्रिय 
विपयों से सम्बन्ध रखने वाली हजार पुस्तक होती हैं उनको 
पत्नियों दस पुस्तकें भी रखने के लिए स्व॒तन्त्र नहीं होतीं। इसे किसका 
दुर्भाग्य कहा जावे, यह स्पष्ट है। हमारे यहाँ पुरुष समाज की यह धारणा 
कि साहित्य का सम्बन्ध केवल उपाधिधारिणी महिलाओं से हैं और 
उसकी सीमा अज्ञरेजी भाषा तक ही है, बहुत कुछ अनथ्थ करा रही हैं। 
हमे अनत्र भी यह जानना है कि अपनी भाषा का ज्ञान भी हमें विद्वान 
और विद्दपी के पद तक पहुँचा देने के लिए, पर्यात्र हो सकता है और 
अपने साहित्य की सेवा भी हमें विश्व-साहित्यकों की श्रे णी में बैठा सकती 
है। यदि हम सुविधाएँ दे सकते तो हमारे घरो में ऐसा साहित्यिक 
वातावरण उसन्न हो सकता था, जो कठिन से कठिन कर्त्तव्य और कु 
से कठु अनुभव को कोमल और मधुर बना सकता । अनेक व्यक्ति शट्ढा 


हि] ' आखला 
ऊरेंगे कि क्या एसे ठोक-पीटकर और पुस्तकालय में वन्दी कर साहि- 
त्यिक महिलाएं गढ़ी जा सकेंगी ! यह सत्य है कि प्रतिमा ईश्वरदत्त या 
नैसरगिक होती है, परन्तु इसका नैतर्गिक होना वैसे ही निष्क्रय बना दिया 
जो सकता है, जैसे विकास की प्राकृतिक प्रदत्ति से युक्त अंकुर को शिला 
से दबाकर उसे विकासहीन कर देना सम्भव है । 
हमारा साहित्य इस समय भी ऐसी अनेक महिलाओं के सहयोग से 
विकास कर रहा है जिनकी प्रतिभा अनुकूल परिस्थितियों के कारण ही ससार 
से परिचित हो सकी है। उनमें से एसी देवियों भी हैं जिनकी गुहस्थी सुख 
ओर सन्तोष से भरी है, जिनकी साहित्य-सेवा उनकी आर्थिक कठिनाइयों 
को दूर करती है और जो अपने जीवन-सद्लियों को उपयुक्त सहयोग देकर 
नाम से ही नहीं किन्ठु कार्य से भी सहधर्मिणी हैं | ऐसे दम्पति अब केवल 
कल्पना नहीं रहे जिनमे पति-पत्नि दोनों की आजीविका साहित्य-सेवा हो या 
जहाँ एक भिन्न क्षेत्र में काम करके भी दूसरे की साहित्य-सेवा में सहयोग 
दे सके | जिन्होंने उच्च शिक्षा पाकर शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र को 
अपनाया है ऐपी महिलाओं का भी नितान्त अभाव नहीं | फिर सुविधा 
देने पर और अधिक बहिने क्‍यों न अपने समय का अच्छा से अच्छा 
उपयोग करेंगी ! यह चिन्ता कि उस दशा में गृह की मर्याटा न रहेगी 
या स्त्रियाँन माता रहेंगी न पत्नी, बहुत अशों में श्रान्तिमूलक है। 
साहित्य के नाम पर हमने कुछ थोड़े से सस्ते भावुकताभरे उपन्यास 
रख लिये हैं, मिन्हे हाथ में लेते ही हमारी चालिकाएँ एक विचित्र कल्पना- 
जगत का प्राणी बन जाती हैं और उसी के परिणाम ने हमें इतना उतक 
अना दिया है कि हम साहित्यिक वातावरण को एक प्रकार फा रोग उम- 
अने लगे हैं, जिसके घर में आते ही जीना कठिन हो जाता है। उप- 


की कड़ियाँ ८६ 


योगी से उपयोगी वस्तु का गुण भी प्रयोग पर निर्भर है, यह कौन नहीं 
जानता ! हम सखिया जैसे विष को भी ओषधि के रूप में खाकर जीवित 
रह सकते हैं और अन्न जैसे जीवन के लिए. आवश्यक पदार्थ क्रो भी 
बहुत अधिक मात्रा में खाकर मर सकते हैं| यही साहित्य के लिए भी 
सत्य है | हम उसमें जीवन-शक्ति भी पाते हैं और मृत्यु की दुर्बलता 
भी । यदि हम उसे जीवन का प्रतिविम्बर समककर उससे अर ,ने अनुभव 
के कोष को बढाते हैं, उसे अपने क्षीण दुर्बल जीवन के लिए. आशा की 
सज्जीवनी बना सकते हैं तों उससे हमारा कल्याण होता है | परन्तु इसके 
विपरीत जब हम उससे अपने थके जीवन के लिए क्षणिक उत्तेजना मात्र 
चाहते हैं तत्र उससे हमारी वही हानि हो सकती है जो मदिरा से होंती 
है । क्षणिक उत्तेजना का अन्त असीम थकावट के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं हो सकता | 

परन्तु स्री को किसी भी क्षेत्र में कुछ करने की स्वतन्त्रता देने के लिए 
पुरुष के विशेष त्याग की आवश्यकता होगी | पुरुष अब्र तक जिस 
वातावरण मे सास लेता रहा हे वह स्त्री को दों ही रूप में बढ़ने दे सकता 
है, माता और पत्नी । स्त्री जब्र घर से बाहर भी अपना कार्य-स्षेत्र रक्खेगी 
तो पुरुष को उसे और प्रकार की खतन्‍न्रता देनी पड़ेगी, जिसकी घर 
में आवश्यकता नहीं पड़ती | उसे आने-जाने की, श्रन्य व्यक्तियों से 
मिलने जुलने वी तथा उसी ज्षेत्र में कार्य करने वालों को सहयोग देने 
लेने वी आवश्यकताएं प्राय: पड़ती रहेंगी। ऐसी दरा मे पुरुष यदि 
उदार न हुग्ना और प्रत्येक कार्य को उसने सड्जीर्ण ओर सन्दिग्व दृष्टि से 
देखा तो जावत अप्तह्म हो उठेगा ! वास्तव में ्रो वी स्थिति के विषय 
में कुछ भी निश्चित होने के पहले पुरुष को अपनी स्थिति को निश्चित 


श् 


&०., 


कर लेना होगा | समय अपनी परिवतनशील गति में उसके देवत्व और 


स्रीत्व के दासत्व को बहा ही ले गया है, अब या तो दोनों को 
विकासशील मनुष्य बनना होगा या केवल यन्त्र । 


हिन्दू स्त्री का पत्नीत्व 


2-2 


१६१२४ 


9 


खशखला 


विकास और विक्ृति ढोनों ही परिवर्तन-मूलक होने पर भी परि- 
णाम में भिन्न हैं, क्योंकि एक वस्तु-विशेष को इस प्रकार परिवर्तित 
करता है कि उसके छिपे हुए गुण अधिक-से-अधिक स्पष्ट हो जाते हूं 
आर दूसरा उन्ही गुणों को इस प्रकार बदल कर विक्वत कर देता है कि 
वे दोष जैसे जान पड़ने लगते हैं। मार्ग में पड़ी हुईं शिला से टकरा 
कर जल-प्रवाह में जो परिवर्तन होते हैं वे विकास-मूलक हैं, परन्तु किसी 
गढ़े में भरे हुए गति-हीन जल के परिवर्तन में शोचनीय विक्ृति ही 
मिलेगी । 

भारतीय स्त्री की सामाजिक स्थिति का इतिहास भी उसके विक्ृत 
से विकृततर होने की कहानी मात्न है। बीती हुईं शताब्दियों उसके 
सामाजिक प्रासाद के लिए, नींव के पत्थर नहीं बनीं, वरन्‌ उसे दह्ने 
के लिए वजूपात बनती रही हैं।फलतः उसकी स्थिति उच्तरोत्तर दृढ़ 
तथा सुन्दर होने के बदले दुर्बल श्रौर कुत्सित होती गई । 

पिछले कुछ वर्ष अवश्य ही उस पुराने इतिद्ास में नया पृष्ठ बन कर 
आये जिसने समाज को, ज्ली की स्थिति को एक नये दृष्टिकोण से देखने 


की फड़ियाँ धरे 


पर बाध्य किया | इस समय भारतीय स््रीःचाहे टठर्की, रूख आदि देशों 
की त्ियों के समान पुराने सस्कोर मिशकर नवीन रूप में पुनर्जन्म न 
से सकी, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वह अपनी स्थिति और तजनित 
दुर्दशा को विस्मय से देखने लगी । श्रपनी दुर्बलता पर हमें जो विस्मय 
दोता है वही अपनी शक्तियों के प्रति हमारे विश्वास का प्रमाण है, यह 
'कहना अ्रतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि अपनी शक्ति में विश्वास न करने 
याला व्यक्ति श्रपनी दुर्बलता में विश्वास करता है, उस पर विस्मय नहीं ॥ 

ज्री के जीवन में राजनीतिक अधिकारों तथा आ्िक स्वतन्त्रता का 
अभाव तो रहा ही, साथ ही उसकी सामाजिक स्थिति भी कुछ स्ृहणीय 
नहीं रही | उसके जीवन का प्रथम लक्ष्य पत्नीतव तथा अ्रन्तिम मातृत्व 
समभा जाता रहा, अत: उसके जीवन का एक ही मार्ग और 
आजीविका का एक ही साधन निश्चित था [यदि हम कटु सत्य सह सके 
तो लजा के साथ स्वीकार करना होगा कि समाज ने ज््री को जीविकों- 
प्राजेन का साधन निमद्ृष्ठतम दिया है। उसे पुरुष के वैभव की प्रदर्शनी 
तथा मनोरज्ञन का साधन बनकर ही जीना पड़ता हे, केवल व्यक्ति और 
नागरिक के रूप में उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं आ्रॉका जाता । 
सप्ताज की स्थिति के लिए मातृत्व पूज्य है, व्यक्ति की पूण ता के लिए 
सहधभियणीत्व भी श्लाघ्य है, परन्तु कया यह माना जा सकता है कि सौ 
में से सौ स्लरियों फी शारीरिक तथा मानसिक स्थिति केवल इन्हीं दो 
उत्तरदायित्वों के उपयुक्त होगी १ क्या किसी स्त्री को भी उसकी शारीरिक 
तथा मानसिक शक्तियोँ और रुचि किसी अन्य पर श्लाघ्य लक्ष्य की ओर 
ओरित नहीं कर सकतीं १ 


जैसे ही कन्या का जन्म हुआ, मात-पिता का ध्यान सबसे पहले 


का ५ आअंखला 


उसके विवाह की कठिनाइयों* की ओर गया। यदि वह रोगी माता- 
पिता से पैतृक धन की सरह कोई रोग ले आई तो भी , उसके जन्मदाता 
अपने दुष्कमें के उस कठु फल को पराई धरोहर कह-कह कर किसी को 
सौंपने के लिए व्याकुल होने लगे | चाहे कन्या को कुष्ठ हो, चाहे यद्धमा 
और चाहे कोई अन्य रोग, परन्तु उसको विवाह-जैसे उत्तरदायित्व से 
वश्चित करना वंश के लिए कलझ है। चाहे वह शरीर से 'उस जीवन के 
लिए, असमर्थ है चाहें मन से अनुपयुक्त परन्ठु विवाह के श्रतिरिक्त 
उसके जीने का श्रन्य साधन नहीं। उसकी इच्छा-अनिच्छा, स्वीकृति- 
अस्वीक्ृति, योग्यता-अयोग्यता की न कमी किसी ने चिन्ता की और न 
करने की आवश्यकता का अनुभव किया | यदि कन्या कुरूपता के 
कारण विवाह की हाट में रखने योग्य नहीं है तो उसके स्थान में दूसरी 
रूपवती को दिखाकर, रोगिणी है तो उस रोग को छिपा कर, साराश 
यह है कि लालच से, छुल से, भूठ से या अच्छे-बुरे किसी भी उपाय से 
उसके लिए पत्नीत्व का प्रबन्ध करना ही पड़ता है, कारण वही एक 
उसके भरण-पोषण का साधन है| यह सत्य है कि विवाह-जैसे उत्तर- 
दायित्व के लिए. समाज पुरुष की भी योग्यता-अयोग्यता की चिन्ता नही 
करता परन्तु उनके लिए यह बन्धन विनोद का साधन है, जीविका को 
नहीं । अत्तः वे एक प्रकार से स्वच्छुन्द रहते हैं । 

प्राचीनवा की हुई देने वाले कुलों में बिना देखे-सने जिस प्रकार 
उसका ऋय-विक्रय दो जाता है, वह तो लज्जा का विपय है ही, परन्तु 
नवीनता के पूजकों में भी विवाह-योग्य कन्या को, त्रिकने के लिए ख़े 
छ गा की बख् नहीं। जिस प्रकार भाव 


हुए. पशु की तरह देखना कु 
हँसाकर, लिखा-पढ़ा कर देखते है 


पति-परिवार के व्यक्ति उसे चला कर, 


की कड़ियाँ ६४ 


तथा लौट कर उसकी लम्बाई-चौड़ाई, मोठापन, दुबलापन, नखशिख 
आदि के विपय में अपनी घारणाएं बताते हैँ, उसे छुन कर दास-प्रथा के 
समय बिकने वाली दासियों की याद आये बिना नहीं रहती | प्राय, दुर्बल 
कुरूप परन्तु उपाधिधारी वेकार युवकों के लिए, भी कन्या को केवल रूप 
की ही प्रतियोगता में नहीं किन्तु शिक्षा, कला, रुण आदि की प्रतियोगिता 
मे भी सफल होना पड़ता है| जहाँ प्रत्येक अ्रवस्था में प्रत्येक व््री को प्राण 
धारण के लिए ही पत्नी बनना होगा वहाँ यदि आदर्शा पत्नी या आदश' 
माताओं का अभाव दिखाई दे तो आश्चर्य की वात नहीं । 
पति होने के इच्छुक थुवकों की मनोवुत्ति के विषय में तो कुछ कहना 
व्यर्थ ही है। वे प्रायः पत्नी के भरण-पोषण का भार-अहय करने के पहले 
भावी श्वसुर से कन्या को जन्म देने का भारी से भारी कर वसूल करना 
चाहते हैं | एक विलायत जाने का खर्च चाहता है, दूसरा थुनीवर्सिटी की 
पढाई समाप्त करने के लिए. रुपया चाहता है, तीसरा व्यवसाय के लिए, 
प्रचुर धन मांगता है साराश यह कि सभी अपने आपको ऊँची से ऊँची 
ब्रोली के लिए. नीलाम पर चढ़ाये हुए हैं। प्रश्न उठता है कि क्‍या यह ऋय- 
विक्रय, यह व्यवसाय स्त्री के जीवन का पवित्रतम बन्धन कहा जा सकेगा १ 
क्या इन्हीं पुरुषार्थ ओर पराक्रहीन परावलम्बी पतियों से वह सौमाग्यवती 
बन सकेगी १ यदि नहीं तो वह इस बन्धन को जो उसे आदश' माता और 
आदश पत्नी के पढ तक नहीं पहुँचा सकता, केवल जीविका के लिए, 
फच तक स्वीकार करती रहेगी ! अवश्य ही यह मत्स्यवेध या धन्ुप-मग 
द्वागा शुवक के पराक्रम की परीक्षा कायुग नहीं है परन्तु स्री, पुरुष मे 
एतने स्वावलम्धन की अ्रवश्य द्वी अपेक्षा रखती है कि वह उसके पत्नीत्य को 
व्यवसाय की तुला पर न तोले | 


६६ श्र'खल्ा , 


ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो किसी भी नवीन दृष्टिकोश को समाज 
ओर धर्म की स्थिति के लिए घातक समझ लेते हैं और मरसक किसी 
भी परिवतंन को आले नहीं देते; फल यह होता है कि प्रतिरोध से और भी 
सबल हो कर उसका प्रवाह प्राचीन की मर्यादा भद्भ कर देता है। ऐसी 
क्रान्ति की आवश्यकता ही न होती यदि हमारे समाज-समुद्र में इतनी 
गहराई होती कि वह नवीन विचार-धाराओं को अपने में स्थान दे सकता । 

स्री के विकास की चरम सीमा उसके मातृत्व मे हो सकती है, परन्तु 
यह कर्तव्य उसे अपनी मानसिक तथा (शारीरिक शक्तियों कों तोल कर 
स्वेच्छा से स्वीकार करना चाहिए, परवश होकर नहीं | कोई अन्य मार्ग 
न होने पर बाध्य होकर जो स्वीकार किया जाता है वह कर्तव्य नहीं कहा 
जा सकता | यदि उनके जन्म के साथ विवाह की चिन्ता न कर उनके 
विकास के साधनों की चिन्ता की जावे, उनके लिए रुचि के अनुसार 
कला, उद्योग-धन्धे तथा शिक्षा के द्वार खुले हों, जो उन्हें स्वावलम्त्रिनी 
बना सकें और तब अपनी शक्ति और इच्छा को समझ कर यदि वे 
जीवनसगी चुन सके तो विवाह उनके लिए तीर्थ होगा, जहाँ वे श्रपनी 
संकी्ण ता मिठा सकेगी, व्यक्तिगत स्वार्थ को बहा सकेंगी और उनका 
जीवन उच्ज्वल से उन्ज्वलतर हो सकेगा | इस समय उनके त्याग पर 
झभिमान करना वैसा ही उपहासास्पद है, जैसा चिड़िया को पिजरे में 
बन्द करके उसके, परवशता से स्वीकृत जीवन-उत्सर्ग का गुणगान | 

समय की गति धनुपर से छूटे हुए तोर की तरद आगे की ओर है, 
रीछें की ओर नहीं। जीकन की जिन परिस्थितियों को दम पीछे को 
ओर छोड़ आये हैं उन्हें हम लौटा नहीं सकते। इससे इनके अनुरूप 
अपने आपको बनाते रहना जीवन यो एफ बइत्त में घुमाते रहना दोगा । 


की कड़ियाँ बल 


बिस प्राचीन संस्कृति का पक्त लेकर हम विकास का मार्ग रूघना चाहते 
हैं यदि उसकी छाया मी हम छू सके होते तो हमारे कार्य ऐसे अर्थहीन 
और दृष्टिकोण ऐसा सक्कीण' न हों सकता । अनेक संस्क्ृतियों, विभिन्न 
दृष्य्कोणों तथा परस्पर-विरोधी विचारों को समाहित कर लेने वाला 
अतीत चाहे हमें आगे न बढाता, परन्तु पीछे लौटना भी न सिखाता। 
हमारा निर्जीव रूढिवाद, हमारे पवित्रतम सम्बन्धों में भी पशुता की 
अधिकता आदि प्रमाणित करते हैं कि हम मटक कर ऐसी दिशां में बढ़े 
चले जा रहे हैं; जो हमारा लक्ष्य कभी नहीं रही ) 

हम स्त्री के विवाह की इसलिए, चिन्ता नहीं करते कि देश या 
जाति को उुयोग्य माता और पत्नियों का अभाव हो जायगा, वरन्‌ इस- 
लिए कि उनकी आजीविका का हम कोई और सुलम साधन नहीं सोच 
पाते | माता-पिता चाहे सम्पन्न हों चाहे दरिद्र, कन्या का कोई उत्तर- 
दायित्व असन्नता से अपने ऊपर नहीं लेना चाहते और न विवाह के 
अतिरिक्त उससे छुटकाग पाने का मार्ग ही पाते हैं। विधवाओं की भी 
हमारे निकट एक ही समस्या है | किसी स्त्री के विधवा होते ही प्रश्न 
उठता है कि उसका भरण-पोपण और उसकी रक्षा कौन करेगा। यदि 
उसे उदर-पोपण की चिन्ता नहीं है तो रक्षक के अभाव से दुराचार में 
प्रवृत्त करनेवाले मलोभनों से घिरी रहती है और यदि सम्बलहीन है तो 
उसकी आावश्यकताएं ही अन्य साधनों के अभाव में बुरे मार्ग की स्वीकार 
फरने लिए उसे विवश कर देती हैं | यदि हम शह के महत्व को बनाये 
रखना चाहते एँ तो इमें ऐसी रहणिएयों की आवश्यकता होगी जो|अपने उत्तर- 
दाकिय वो समक-बूक कर स्वेच्छा से प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करें, केवल 
जीविफ् फे लिए विवश दोकर या अपनी रक्षा में असमर्थ होकर नहीं। 


का अऋखला | 

माता-पिता को वाध्य होना चाहिए कि वे अपनी कन्याओ्रों को 
अपनी-अपनी रुचि तथा शक्ति के अनुसार कला, व्यवसाय आदि की 
ऐसी शिक्षा पाने दे, जिससे उनकी शक्तियोँ भी विकसित हो सकें और 
वे इच्छा तथा आवश्यकतानुसार अन्य क्षेत्रों मे कार्य भी कर सके। राष्ट्र 
की सुयोग्य सन्‍्तान की माता बनना उनका कतंव्य हों सकता है, परन्तु 
केवल उसी पर उनके नागरिकता के सारे अधिकारों का निर्भर रहना 
अन्याय ही कहा जायगा। 

इस विवश॒ता के कारण ही वे किसी पुरुष की सहयोगिनी नहीं 
समभी जातीं। सत्य भी है, वन्दी के पैर की वेड़ियाँ साथ रहने पर 
भी क्‍या सुखद सगिनी की उपाधि पा सकेगी ! प्रत्येक पुरुष पत्नी के 
रूप में स्त्री को अज्भीकार करते समय अन्लुभव करता है मानो यह 
कार्य वह केवल परोपकार के लिए. कर रहा है| यदि उसे इतना 
अवकाश मिले कि वह आजीवन संगिनी के अभाव का अनुभव 
कर सके, उसे खोजने का प्रयास कर सके और उस उत्तरदायित्व 
के लिए अपने आपको प्रस्तुत कर सके तो यह उपकार की भावना एक 
क्षण भी न ठहरे जो अधिकाश घरो में ढुःख का कारण बन जाती है। 
उन्हें न ख्वयंबर में वरमाला पाना है, न॒अप्रतिम पराक्रम द्वारा अति- 
दन्द्धियों को परास्त कर अपने-आपकों वरण-योग्य प्रमाणित ,करना है 
ओर न विशेष विद्या-बुद्धि का परिचय देना है। केवल उन्हें जीवन भर 
के लिए एक सेविका की सेवाएँ स्वीकार कर लेनी हैं. और इस स्वीकृति 
के उपलक्त्य में वे जो चाहें मॉग भी सकते हैँ। अ्रतः वे इस वन्धन को 
महत्वपूर्ण' कैसे और क्यों समझे | उन्हें आवश्यकता न होने पर भी दर्जनों 
विवाह-योग्य कन्याओं के पिता उन्हें घेरे रहते हैँ तथा अधिक से अधिक 


धन देकर, अधिक से अधिक खुशामद करके अपनी रूपसी, गुणवती 
और शिक्षित पुत्रियों को दान देकर कृताथे ,हो जाना चाहते हैं। ऐसा 
विवाह यदि स्लीत्व का कलझ् न समझा जावे तो और क्या समभा जावे ! 

गहस्थाश्रम हमारे यहा उपयोगिता की दृष्टि से सबसे उत्तम समझा 
जाता था और इसकी अनिवारयता के कुछ धामिक तथा कुछ सामाजिक - 
कारण रहे हैं| प्राचीनकाल में नवागत आर्यजाति को अपनी सामाजिक 
स्थिति दृढ़ करने के लिए. अधिक से अधिक सन्तान की कितनी आवश्य- 
कता थी यह हमें उन वेद-मंत्रों से शात हो जाता है जिनमें वे देवताश्रों 
से वीर सन्‍्तान और पशुओं की याचना करते हैं | इस नवीन कृषिप्रधान 
देश में उन्हें अन्न के लिए. पशुओं की जितनी आवश्यकता थी उतनी ही 
अपने विस्तार के लिए, वीर पुत्रों की। किसी कुल की भी स्त्री उनके 
लिए त्याज्य नहीं थी | अतः वर्णो में उत्तम ब्राह्मण भी किसी भी वर्ण 
की स्त्री को पत्नी रूप में अहण कर सकता था। 

कुछ समय के उपरान्त सम्भव॒तः कन्या-पक्षु के नीच कुल के सम्ब- 
न्थियों को दूर रखने के लिए, उन्हें इस विधान को धर्म का रूप देना 
पड़ा, जिससे कन्या को दान करके माता-पिता जामातृ-णह को त्याज््य 
समर | आज भी हमारे यहाँ माता-पिता पुत्री के णह में अन्न-जल ग्रहण 
करना या उससे किसी प्रकार की सहायता लेना पाप समभते हैं| इस 
भावना ने उनकी दृष्टि में पुत्र को पुत्री से मिन्न कर दिया, क्योंकि विवाह 
के उपरान्त पुत्री उनके क्रिसी काम न आसकती थी और पुत्र उनके जीवन 
का अवलम्ब रहता था। इसीसे नवीन गशहस्थी बसाने के लिए कुछ 
यौतुक देने के अतिरिक्त उन्होंने अपनी सम्पत्ति का कोई भाग उसके लिए 
सुरक्षित नहीं रखा। फिर भी अधिक सख्या में ब्रह्मचारिणियों की 


हि ०0७ श खला 


उपस्थिति, राजकन्याओ द्वारा ऋषियों का वरण आदि प्रमाणित कर देते 
हैं कि ज्ञी उस समय आज की तरह परतन्त्र नहीं थी। एक विशेष 
अवस्था तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेने पर स्वयं अपना वर चुन कर 
गुहिणी बनने का अधिकार रखती थी तथा एक विशेष अवस्था के उप- 
रानत उस आश्रम से विदा भी ले सकती थी | 

आज हम उन रीतियों के विक्ृत रूप तो अपनाये हुए. हैं, परन्तु 
उन परिस्थितियों पर विचार नहीं करना चाहते | इन कछ्लालावशिष्ट दुर्बल 
रोगी बालकों की चाल-माताएँ उस इतिहास से सम्बन्ध नहीं रखतीं, ये 
जाड़े में ठिठ॒रते नंगे-भूखे और उस पर माता-पिता के रोगों का भार लादे 
हुए. द्रिद्र मिखारियों के बालक विवाह की उपयोगिता प्रमाणित नही करते, 
ये जज॑र शरीर और निर्जीव मन वाले थुवक तथा मृत्यु का उपहास करने 
वाले मौरधारी बूढे प्राचीन चार आश्रमों की सृष्टि नहीं हैं, और यह मनुष्य- 
सख्या की अधिकता से आकुल होकर सन्तान-निग्रह की सम्मति देने वाला 
विज्ञसमाज उस समय की परिस्थिति का प्रतिविम्ब नहीं कहा जा सकता | 
वस्तुतः नवीन युग के नये अभिशाप हैं, जिनका परिहार भी नवीन ही 
होगा | प्राचीन की सुदृढ़ सुन्दर नींव पर हमने अपनी दु्लुद्धि के कारण 
हवा से कम्पित हो उठने याली जर्जर कुटी ही बनाई है, गगनचुम्बी प्रासाद 
नहीं और उस नींव के उपयुक्त भवन-निर्माण करने के लिए हमे हसको 
गिरा ही देना होगा | यह हमारी अदूरठशिता होगी, यदि हम अतीत को 
जीवित करने के लिए. जीवित वर्तमान की वलि दे दे, क्योंकि वह शअ्त्र 
हमारे प्रगतिशील जीवन के लिए सहारा दो सकता है, लक्त्य नहीं | 

हम अन्य देशों में, जहाँ पहले न्त्रियों के प्रति पुरष के, इमारे-मैंसे 
ही विचार थे, अनेक परिवर्तन देखते हैँ, वहाँ की स्त्रियों को भरे क्षेत्रों में 


की कड़ियों १०१९ 


पुरुष के समान ही सुचारु रूप से कार्य करते देखते हैं, आवश्यकता से 
नही किन्तु इच्छा से उन्हें जीवनसज्जी चुनते देखते हैं तो हमारा हृदय 
धडकने लगता है| हम परिस्थितियो पर कुछ भी विचार न कर केवल 
अपने देश की स्त्रियों को और भी अधिक छिपा कर रखने में सयत्न हो 
जाते हैं | हम नहीं जानते और न जानना ही चाहते हैं कि सबेरे 
पूर्व के अन्धकार से फूट निकलने वाली प्रकाश की रेखाओ को जैसे 
हम आकाश के किसी एक कोने में बॉध कर नहीं रख सकते वैसे ही 
जागृति की दिग्व्यापिनी लहर भी किसी देश के एक कोने में बन्दिनी नहीं 
बनाई जा सकती । फिर विचारों के प्रसार के इतने साधन होते हुए 
परिवर्तन केवल कुछ समय के लिए, रोका जा सकता है, आमूल नष्ट नहीं 
किया जा सकता | आज टर्की की महिला कों देखकर कौन कह सकता 
है कि यह उन्हीं की वंशजा है जो एक पुरुष के अन्तःपुर में अनेक की 
सख्या में बन्द रहतो थी, प्रकाश से भी मुख छिपाती थीं और जिनका 
उपयोग पुरुष के मनोरञ्षन और उसकी वश-रज्षा के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं समझा जाता था। सोवियट रूस की सेना, नौसेना, यन्त्रालयो, 
न्यायालयो आदि में सैनिक, जज आदि के पदों पर प्रतिष्ठित महिलाओ 
को देख कर क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि इन्हीं को लक्ष्य कर यह 
रूसी कहावत कही गई होगी-- '8९80 एप [प्र/ छगघव 9०ए 77७२० ॥0 
ज््वाता0, 92080 8 जत0तावा बात एप ग्राधी76 हर छरईंघछा' | 
इसी देश में पहले वधू का पिता वर को उसके अ्रधिकार का चिन्ह-स्वरूप 
नया चाबुक देता था, जो केवल वधू को पीटने के ही काम आता था और 
प्रायः नवदम्पति की शब्या के ऊपर टॉगा जाता था। यूरोप के अन्य सम्यः 
देशों में भी स्त्रियों की स्थिति ऐसी ही थी, परन्तु आज वे चाहे हमारी तरह- 


१०२ शखला 


देवत्व का भार लेकर न घूम रही हो, मानवी अवश्य समझी जाने लगी 
हैं | हमारे देश की महिलाएँ भी कब तक केवल रमणी या भाया बन कर 
सन्तुष्ट रह सकेंगी, यही प्रश्न है | इसका यह अर्थ नही कि यदि स्त्रियों 
गृह-घर्म और मातृत्व को तिलाझ्लि देकर पुरुषों के समान सब ज्षेत्रो में 
काम करने लगे तो उनकी स्थिति समुन्नत कही जाने योग्य हो जायगी | 
विवाह मनुष्य-जाति की असमभ्यता की भी सब्र से प्राचीन प्रथा है और 
सम्यता की भी, परन्तु उसे सामाजिक के साथ-साथ नैतिक और धार्मिक 
वन्धन बनाने के लिए. अधिक परिष्कृत करना होगा | इस समय तो 
भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरञ्न के लिए रग-विरगे पत्ती पाल लेता 
हैं; उपयोग के लिए गाय या घोड़ा पाल लेता है उसी प्रकार वह एक 
ज्री को भी पालता है तथा अपने पालित पशु-पक्तियों के समान ही वह 
उसके शरीर और मन पर अपना अधिकार समभता है । हमारे समाज 
के पुरुष के विवेकहदीन जीवन का सजीव चिह्न देखना हो तो विवाह के 
समय गुलाच्र सी खिली हुई स्वस्थ बालिका को पाँच वर्ष बाद देखिए | 
उस समय उस असमय प्रौढा, कई दुर्बल सन्‍्तानों की रोगिनी पीली माता 
में कौन सी विवशता, कौनसी रुला देने वाली करुणा न मिलेगी ! 

अनेक व्यक्तियो का विचार हे कि यदि कन्याओं को स्वावलम्बिनी 
बना देगें तो वे विवाह ही न करेगी, जिससे दुराचार भी बढ़ेगा और 
गुहस्थ-घर्म में भी अराजकता उत्पन्न हो जायगी। परन्तु व यह भूल 
जाते हैं कि स्वाभाविक रूप से विवाह में किसी व्यक्ति के साहचर्य को 
इच्छा प्रधान होना चाहिए; आर्थिक कठिनाइयों की विवशता नहीं । 
यदि मनुप्य में किसी के आजीवन साइचर्य की इच्छा प्रधान न होती 
तो जिन देशों में ल्लियोँ सब प्रकार से स्वावलम्बिनी हैं वहाँ इस प्रथा का 


च्ज 


की कड़ियाँ १०३ 


नाम भी न रह गया होता । रह गईं दुराचार की बात--तो ' इस सम्बन्ध 
में यह निर्श्रान्त सत्य है कि सामाजिक परिस्थितियों से असन्तुष्ट व्यक्ति 
जितनी सरलता से इस मार्ग के पथिक बन सकते हैं उतने सन्तुष्ट नहीं। 
हम भी आकाश के उन्मुक्त वातावरण के नीचे घर की दीवारों से घिर 
कर रहते हैं और कारागार का बन्दी भी, परन्तु हम सॉक को बाहर से 
थके शिथिल उसमें लौट कर द्वार बन्द कर अपने आपको सुरक्षित सम- 
भते हैं और वह सुरक्षित होते हुए भी रात भर दीवार तोड़कर बाहर भाग 
जाने का उपाय सोचा करता है। इस मानसिक स्थिति का कारण केवल 
यही है कि एक को उसकी इच्छा कै विरुद्ध सुरक्षित बना रखा है और 
दूसरा अपनी इच्छा तथा आवश्यकता के अनुसार घर से बाहर आ-जा 
सकता है | स्त्री की सामाजिक स्थिति यदि इतनी दयनीय न रहे, उसके 
जीवन और हृदय को यदि ऐसे कठोर बन्धनों मे ब्रॉधकर आहत न कर 
दिया जावे तो वह कमी अपनी इच्छा से ऐसा पतन न स्वीकार करे 
जो आत्मघात के अतिरिक्त और कुछ नहीं । 

यह धारणा कि स्वावलम्बन के साधनों से युक्त स्री गृहिणी के कर्तव्य 
को हेंय समभझेगी, अतः ग्रह में अराजकता उत्पन्न हो जायेगी, श्रान्ति- 
मूलक सिद्ध होगी । स्रीत्व की सारी माधुय॑मयी गरिमा ही मातृत्व मे केन्द्रित 
है। ऐसी स्नी अपवाद है, जो अपनी इच्छा से स्वीकृत जीवन-सद्भी की 
सम्मति की चिन्ता न कर तथा अपने प्रिय बालकों को अरक्षित छोड़ कर 
केवल आर्थिक स्वतन्त्रता की कामना से ससार के कठोर वातावरण मे द्रव्य 
उपार्शन करने जाना चाहे | फिर यदि परिस्थितियों से बाध्य होकर उसे 
अपनी गृहस्थी सुख से चलाने के लिए, ऐसा करना मी पड़े तो वह श्लाघ- 
नीय ही है । हमारे यहाँ आज भी इतर श्रमजीवियों की जियो तथा किसानों 


4१०४ 


की सहधमिणियों घर भी सेभालती हैं और जीविका के उपार्ज्ञन में पुरुष 
की सहायता भी करती हैं । केवल इस चिन्ता से कि वे कही पुरुष के अधि- 
कार के बाहर न चली जावें, उन्हें पुरुष-मनोरंजनी-विद्या के अतिरिक्त 
और कुछ न सिखाना उनके लिए भी घातक है और समाज के लिए, भी, 
क्योंकि वे सच्ची सामाजिक प्राणी और नागरिक कभी बन ही नहीं पाती | 

शिक्षा की दृष्टि से स्त्रियों में दो प्रतिशत भी साक्षर नहीं हैं। 
प्रथम तो माता-पिता कन्या की शिक्षा के लिए कुछ व्यय ही नहीं करना 
चाहते, दूसरे यदि करते भी हैं तो विवाह की हाट में उनका मूल्य बढाने 
के लिए, कुछ उनके विकास के लिए नही । इसी पत्नीत्व की अ्रनिवार्यता 
से विद्रोह करके अनेक सुशिक्षित खस््रियाँ गृहस्थ-जीवन में प्रवेश ही 
नहीं करना चाहतीं, क्‍योंकि उन्हें भय रहता है कि उनका सहयोगी 
उनके स्वतन्त्र व्यक्तित्व को एक क्षण भी सहन न कर सकेगा। इस 
धारणा के लिए प्रमाणों की भी कमी नही रही | प्रत्येक मारतीय पुरुष 
चाहे वह जितना सुशिक्षित हो, अपने पराने सस्कारो से इतना दूर नहीं 
हो सका है कि अपनी पत्नी को अपनी प्रदर्शिनगी न समझे | उसकी ।वद्या, 
उसकी बुद्धि, उसका कला-क्रोशल और उसका सौन्दर्य सत्र उसकी 
आत्म-इलाघा के साधन मात्र हैँ । जब कभी वह सजीव प्रदर्शन की 
प्रतिमा अपना भिन्न व्यक्तित्व व्यक्त करना चाहती है, श्रपनी भिन्‍न रुचि 
या भिन्‍न विचार प्रकट करती हैँ, तो वह पहले चछुब्घ, फिर अ्रसन्तुष्ट 
हुए बिना नहीं रहता । कभी भारतीय पत्नी देश के लिए गरिमा की वस्छु 
रही होंगी, परन्तु आज तो विडम्बना मात्र हे । यदि समाज उसकी स्थिति 
को न सममकेगा तो अपनी दशा के प्रति असन्तोपष उसे वह करने पर 
बाध्य करेगा जिससे उसकी शेष महिमा भी नष्ट हो जावें। 


भर 


जीवन का व्यवसाय 


सात 
श्ध्२्४ 


श्खतला 


[१] 


आदिम युग से ही नारी ने पशुबल में अपने आपको पुरुष से दुर्बल 
पाया | प्रकृति ने केवल उसके शरीर को ही अधिक सुकुमार नहीं 
बनाया, वरन्‌ उसे मनुष्य की जननी का पद्‌ देकर उसके हृदय में अधिक 
समवेदना, ऑखों में अधिक आदद्वता तथा स्वभाव में अधिक कफोमलता 
भर दी । मातृत्व के कारण उसके जीवन का श्रधिक अंश सघर्ष से भरे 
विश्व के एक छिपे कोने में बीतता रहा | पुरुष चाहे उसे युद्ध में जीत 
कर लाया, चाहे अपहरण कर; चाहे उसकी इच्छा से उसे प्राप्त कर 
सका; चाहे अनिच्छा से; परन्ठ उसने प्रत्येक दशा में नारी को अपनी 
भावुकता का अर्ध्य देकर पूजा | नारी भी नारियल के कड़े छिलके के 
भीतर छिपे जल के समान पुरुष की बाह्य कठोरता के भीतर छिंपी 
स्निग्ध प्रवृत्ति का पता पा गई थी। अतः उसने सारी शक्ति केवल 
उसकी कोमल भावना को जगाने में लगा दी | उसने न अपनी ४ च्राओं 
में शक्ति भरने और उस शक्ति के अदर्शन से पुरुष को चमत्कृत करने का 
प्रयत्न कियों और न अपनी विद्याहुद्धि से पुरुष को पराजित करने का 
विचार किया | वह जानती थी कि इन गुणों के प्रदर्शन से युद्प में 


की कड़ियाँ ््‌ ०७ 


प्रतिदन्द्रिता की भावना जागेगो, परन्तु, वह पराजित होने पर भी वशी- 
भूत न हो सकेगा क्‍योंकि प्रतिद्दन्द्धियों की हार-जीत में किसी प्रकार का 
भी आत्म-समर्पण सम्मव नहीं | 

इसी से आदिम युग की नारी ने निरथंक प्रतिदन्द्रिता का भाव न 
रख कर अपने केशों में फूल उलमाये, कानों में कलियों के गुच्छे सजाये 
आर अपने सम्पूर्ण' नारीत्व के बल पर उसने बर्बर पुरुष को चुनौती दी । 
उस युग का कठोर पुरुष भी कोमल नारीत्व के सम्मुख कुर्ठित हो उठा। 
तब से न जाने कितने आये और चले गये, कितने परिवर्तन पुराने 
होकर नये परिवत॑नों को स्थान दे गये, परन्तु ज्ली तथा पुरुष के सम्बन्ध 
में जो तब सत्य था वह अब भी सत्य है। स्री ने न शारीरिक बल से 
पुरुष को जीता, और न विद्याब्ुद्धि से, फिर भी जय उसी की रही, 
क्योंकि पुरुष ने अपने नीरस जीवन को सरस बनाने के लिए उसकी 
मधुरता खोजी और उसका अधिक से अधिक मूल्य दिया | 

परन्तु नारी के कर्तव्य की चरम सीमा उसके प्रेयसी होने ही में 
समातत नहीं होती, उस पर मातृत्व का गुरु मार भी है। धीरे-धीरे वह 
सनन्‍्तान की असीम वात्सल्यमयी जननो बन कर, पुरुष को आकर्षित 
करने वाली रमणीसुलभ विशेषताओं को भूलने लगी । उसके ज्न्ीत्व के 
विकास तथा व्यक्तित्व की पूर्ण ता के लिए सन्तान साध्य है और रमणीत्व 
साधन मात्र | इसीलिए, प्रत्येक रमणी माता बन कर एक परिवर्तित 
व्यक्ति बन जाती है | यह सत्य है कि प्रत्येक रमणी मातृत्व का अकुर 
छिपाये हुए है, परन्तु यह सशयात्मक है कि प्रत्येक पू् माता रमणीत्व 
से शूल््य नहीं | 


वास्तव में माता होकर उसकी इच्छा, भावना तथा चेष्टा में ऐसा 
प 


१०८ शखला 


परिवर्तन हो जाता है जो यूक्रम होकर भी स्पष्ट है और सीमित होकर भी 
जीवन भर में व्यापक है। जन्न स्त्री प्रेयसी से पत्ती तथा पत्नी से माता के 
रूप में परिवर्तित हो गई तत्र उसके प्रति विशेष कर्तव्य के धन्धन में 
बेंघे हुए पुरुष ने देखा तथा अनुभव किया कि वह, स्री से अधिक महान 
हो जाने के कारण क्रीड़ा की वस्तु मात्र नहीं रह गईं। पुरुष ने स््री के 
मातृ-रूप के सामने मस्तक क्ुकाया, उस पर द्वदय की अठुल श्रद्धा 
चढाई अवश्य, परन्तु पूजा-अर्चा से उसके अन्तस्तल की प्यासन 
बुकी । उसे ऐसी स्री की भी कामना रही, जो केवल मनोविनोद और 
क्रीड़ा के लिए होती, जो जीवन के आदि से अश्रन्त तक केवल प्रेयसी 
ही बनी रह सकतो और जितके प्रति पुरुष कर्तव्य के कठोर बन्धन में न 
बेंधा होता | पुरुष की इसी इच्छा का परिणाम हमारे यहां की वार- 
बनिताएँ हैं, जिन्हें जीवन भर केवल स््री और प्रेयती ही धना रहना 
पड़ता है। 

उनके जीवन का विकास एकाद्भी होता है। उनके द्वदय की 
कल्याणमयी सुकोमल भावनाएं प्राय: सुप्त ही रहती हैं और उनकी 
जीवनी-शक्ति प्रकाश देने तथा जगत्‌ में उपयोगी कार्य करने वाली 
विद्यत्‌ू न होकर ऐसी विद्युत्‌ होती है जिसका पतन वृक्षों के पतन का 
पूर्वगामी बन जाता है। 

उनके मन तथा शरीर दोनों को नित्य नवीन ही बने रहने का 
अभिशाप मिला है । उनके नारीत्व को दूसरों के मनोरञ्षन मात्र का 
ध्येय मिला दे तथा उनके जीवन का तितली-जैसे कच्चे रगों से >टज्ञार 
हुआ है, जिसमें मोहकता है, परन्तु स्थायित्व नद्वी। वह संसार का 
विकृत प्राणी मानकर दूर रखी गई, परनन्‍्ठ विनोद के समय श्रवश्यक 


त्रकी कड़ियों १०६ 


भी समभी गई, जैसे मनुष्य-समाज, हानि पहुँचाने वाले विचित्र पशु- 
पक्षियों को भी मनोरञ्ञन के लिए कठघरों में सुरक्षित रखता है। 

पुरुष ने ऐसी, केवल म्रनोरक्ञन के लिए. जीवित रहनेवाली, नारी 
के प्रेवती भाव को और अधिक मधुर बनाने के लिए उसे भावोद्वीपक 
कलाओं की आराधना का अधिकार दिया। ऐसे अस्त्रों से सुसल्जित 
होकर वह और भी दुर्जेय हो उठी | उसने फूल-जैसे हल्के चरणों से 
देवता के सामने तन्मयताभरा लास दिखाया, कोकिल उसे मीठे ख्वरों में 
अंधे सगीत से मानव-समुदाय को वेखुध करना सीखा तथा पुरुष की 
दुर्घल सुप्त प्रवृत्तियों को जगाने का अविक से अधिक मूल्य माँगा और 
'पाया | पुरुष ने उसे अपने कल्याण के लिए, नहीं स्वीकार किया, वरन्‌ 
आह्य ससार के सधर्ष तथा शुष्कता से क्षण मर अवकाश पाने के लिए 
मदिरा के समान उसके साहचरये का उयोग किया | प्रश्न हो सकता है 
कि क्‍या स्त्री, पत्नी के रूप में पुरुष के सघर्षमय जोवन को अधिक सरल 
ओर सह्य न बना सकती थी ! अवश्य ही बना सकती थी और बनाती 
रही है, परन्तु वह माता होकर जो स्तिग्ध स्नेह दे सकती है वह उत्तेजक 
नहीं है। और प्रायः पुरुष ऐसी उत्तेजना भा चाहता है, जिससे वह कुछ 
क्षणों के लिए समाशूल्य सा हो जावे । 

गद्शाजलल मदिरा से अधिक कल्वाणकारक तथा पवित्र हे, परन्दु 
कोई भी अपने आपको भूलने को इच्छा रखनेवाला उसकी पवित्रता पर 
ध्यान न देया। स््री, पत्नो बनकर पुदष को वह नहों दे सकती जो 
उसकी पशुता का भोजन है। इसी से पुरुष ने कुछ सौन्दर्य की प्रतिमाओं 
को पत्नीत्व तथा मातृत्व से निर्वासित कर [दिया | वह स्वर्ग में अप्सरा 
चनी और पृथ्वी पर बाराइना | राजऊर्य से ऊबे हुए. भूपालों की 


११० ४ आखला 
सभाएं उससे सुसज्जित हुई , युद्ध मे प्राण देने जाने वाले बीरों ने तल- 
वारों की भनकनाहट सुनने के पहले उसके नूपुरों की रुनकुन सुनी, भ्रति 
विश्राम से शिथिल लक्ष्मी के कृपा-पात्रों के प्राण उसकी स्वसलहरी के 
कम्पन से कम्पित हुए और कर्तव्य के दृढ़ बन्धन मे चेंधी णहिणी उसके 
अक्षय व्यावसायिक स््रीत्व के आकर्षण से सशह्लित हो उठी। आँधी के 
समान उसका ज्रीत्व बादल की छुति लेकर आया, परन्तु ध्वत तथा धूल 
छोड़कर अशात दिशा मे बढ़ गया। 

पुरुष के लिए वह आदिम थुग की बन्धनददीन, कतंव्य-ज्ञान-शून्य 
तथा समाजरहित नारीमातच्र रही। पुरुष को आकर्षित करना उसका 
ध्येय तथा पराभुत करना उसकी कामना रही | मनुष्य मे जो एक पशुता 
का, बर्बरता का अक्षय अश है उसने सवेंदा ऐसी ही नारी की इच्छा 
की | इसीसे ऐसी रूप-व्यवसायिनी स्री की उपस्थिति सब युगों मे सम्भव 
रही । स्री के विकास या उसकी शक्तियों के विस्तार के लिए. ऐसा जीवन 
कितना आवश्यक या उपयुक्त है, इसपर पुरुष ने प्रायः विचार नहीं 
किया । विचार करने की उसे आवश्यकता मी नहीं थी | उसके पास 
त्याग,बलिदान तथा आत्मसमर्पण का ममे जानने वाली एक पत्नी थी ही | 
माता और बहिन के स्नेह से भी उसके प्राण स्निग्ध थे | फिर वह इस 
रूप की हाट में उत्तेजना वेचने वाली कलामयी नारी के हृदय की भूख 
क्योंकर समझता १ उसे भी अ्रपनी पूर्णता के लिए सौन्दर्य के विक्रय के 
अतिरिक्त और कुछ चाहिए, यह कैसे मान लेता ! यदि यह रूपसी भी 
माता बनकर वात्सल्य का वितरण करने लगती तो फिर पुरुष नारी का 
केवल प्रेयती रूप कहाँ और किसमें देखता, उत्तेनना की मदिरा कहाँ 


आर कैसे पाता ! 


की क़ड़ियोँ. १११ 


उसने कहीं इस स्त्री को देवता की दासी बनाकर पवित्रता का 
स्वाँग भरा, कही मदिरा में द॒त्य कराकर कला की दुहाई दी और कहीं 
केचल अपने मनोविनोद की वस्तु-मात्र बनाकर श्रपने विचार में गुणु- 
ग्राहकता द्वी दिखाई | 

यदि स्री की ओर से देखा जाय तो निश्चय ही देखनेवाला कॉप 
उठेगा | उसके हृदय में प्यास है, परन्तु उसे भाग्य ने सगमरीचिका में 
निर्वासित कर दिया है | उसे जीवन भर आदि से अन्त तक सौन्दर्य की 
हाट लगानी पड़ी, अपने द्वृदय की समस्त कोमल भावनाओं को कुचल 
कर, आत्मसमर्पण की सारी इच्छाओं का गला घोंट्कर, रूप का क्रय 
विक्रय करना पढ़ा--और परिणाम में उसके हाथ आया निराश हताश 
एकाकी अन्त | 

उसने क्या खोया और क्या पाया, इसका विचार करने का ससार 
ने उसे अवकाश ही न दिया और यदि देता भी तों सम्भव है वह तत्न 
अपना हानि-लाम जानने की बुद्धि नहीं रखती | जीवन की एक विशेष 
अवस्था तक संसार उसे चाद्ुकारी से मुग्ध करता रहता है, भूठी प्रशंसा 
की मदिस से उन्मत्त करता रहता है, उसके सौन्दये-दीप पर शलम-सा 
मैंटराता रहता है परन्तु उस, मादकता के अन्त में, उस बाढ़ के उतर 
जाने पर उसकी ओर कोई सहानुभूतिभरे लेत्र भी नहीं उठाता। उस 
समय उसका तिरस्कृत ख्लरीत्व, लोंलुपों के द्वारा प्रशसित रूप-वैमव 
का भग्नावशेप क्या उसके हृदय को किसी प्रकार की सान्त्वना भी दे 
सकता है! जिन परिस्थितियों ने उसका गह-जीवन से चहिप्कार किया, 
जिन व्यक्तियों ने उसके काले भविष्य को मुनहते स्वप्नों से दॉका, जिन 
पुष्षों ने उसके नूपुरों की रुनकुन के साथ अपने हृदय के स्वर मिलाये 


११२ ह शखला 
और जिस समाज ने उसे इस प्रकार हाट लगाने के लिए विवश तथा 
उत्साहित किया, वे सब्र क्या कभी उसके एकाकी अन्त का भार कम 
करने लौट सके ९ ॥।॒ 

यह सम्भव नही था कि उसने अपने सुनहरे दिनों के साथियों पर 
विश्वास न किया हो, उनके प्रत्येक वाक्य में सच्ची सदिच्छा न देखी हो, 
परन्तु उसके वे अनुभव अन्त में मिथ्या ही निकलते हैं । 

किसी भी विषय को सदा भावुकता के दृष्टिकोण से देखना उचित 
नही होता | इन स्त्रियों की स्थिति को भी हम केवल इसी दृष्टिकोण से 
देखकर न समझ सकेंगे | उनकी स्थिति को यथार्थ रूप में देखने के 
लिए हमें उसे कुछ व्यावहारिक रूप में भी देखना होगा | अनेक व्यक्तियों 
का मत है कि चाद्दे जितना प्रयत्न किया जाय, स््री-समुदाय में कुछ 
स्त्रियों अवश्य ही ऐसी होंगी जो ग्हस्थ जीवन तथा मातृत्व की श्रपेत्षा 
ऐसा स्वतन्त्र जीवन ही स्वीकार करेगी तथा कुछु-कुछ का मत है कि 
अनेक पुरुषों को ऐसी रूप की हाट को आवश्यकता भी रहेगी | पुरुष 
को आवश्यकता रहेगी, इसलिए. स्ली को अपना जीवन बेचना होगा, 
यह कहना तो न्यायसड्भत न होगा । कोई भी सामानिक प्राणी अपनी 
आवश्यकता के लिए किसी अन्य के स्वार्थ की हत्या नहीं कर सकता । 


की कड़ियाँ 


[२ | 

इन ह्त्रियों ने, जिन्हें गर्वित समाज पतित के नाम से सम्बोधित 
करता आरा रहा है, पुरुष की वासना की वेदी पर कैसा घोरतम बलिदान 
दिया हे, इस पर कभी किसी ने विचार भी नहीं किया। पुरुष की 
बर्बरता, रक्तलोलुपता पर बलि होने वाले युद्धवीरों के चाहें स्मारक 
बनाये जावें, पुरुष की अधिकार-भावना को श्रक्तुण्ण रखने के लिए. 
प्रज्ज्वलित चिता पर क्षण भर में जल मिठने वाली नारियों के नाम चाहें 
इतिहास के पृष्ठों में सुरक्षित रह सकें; परन्तु पुरुष की कमी न बुरूने 
वाली वासनाग्नि में हँसते-हँसते अपने जीवन को तिल-तिल जलाने वाली 
इन रमणियों को मनुष्य-जाति ने कभी दो बूंद आँसू पाने का अधिकारी 
भी नहीं समका। न समझना ही अधिक स्वाभाविक था; क्योंकि इन्हें 
सहानुभूति का पात्र समझना, इनकी दयनीय स्थिति तथा इनके कठिन 
_ बलिदान का मूल्य ऑँकनायपुरुष को उसकी दुर्बलता का स्मरण करा देता 
है। चाहे कभी किसी स्व॒ण युग में बुछ से अम्बपाली को करुणा की भीख 
मिल गई हो, चाहे कभी ईसा से किसो पतिता ने अक्षय सहानुभूति माँग 


ली हो, परन्तु साधारणतः समाज से ऐसी ज्लियों को असोम घुणा और 
घोर तिरस्कार ही प्राप्त हुआ । 


११४ ' श्वेता 


यह सत्य है कि युगों से हमारी विनोद सभाएँ तथा विवाह आदि 
पवित्र उत्सव इनके बिना शोभमाहीन समझे जाते रहे | प्राचीनकाल में तो 
देवताओं की अचना में भी नर्तकियों की आवश्यकता पड जाती थी। 
परन्तु इन सत्र आडम्बरों की उपस्थिति में भी उस जाति को समाज से 
कोई सहानुभूति नहीं मिल सकी । 

क्रीतदासी न होने पर भी उसकी दासता इतमी परिपूर्ण रही कि वह 
अपने जीवन का गहिंततम व्यवसाय करने के लिए विवश थी। उसे 
अपने घर के द्वार समाज के कुत्सित से कुत्सित व्यक्ति के लिए भी खुले 
रखने पड़े और भागने का प्रयत्न करने पर समाज ने उसके लिए सभी 
मार्ग रुद्ध कर दिये। वह पत्नीत्व से तो निर्वासित थी ही, जीविका के 
अन्य साधनों को अपनाने की व्वतन्त्रता भी न पा सकी । उसकी दशा 
उस व्यक्ति के समान दयनीय हो उठी, जिसे घर के सब द्वारों में आग 
लगाकर घुए में घुट जाने के लिए विवश किया जा रहा हो । 

कभी कोई ऐसा इतिहासकार न हुआ जो इन मूक प्राणियों की 
दुःखभरी जीवनगाथा लिखता; नो इनके श्रेंघेरे दृदय में इच्छाओं के 
उत्पन्न और नष्ट होने की करुण-कहानी सुनाता; जो इनके रोम-रोम 
को जकड़ लेने वाली शइूला की कड़ियाँ ढालने वालों के नाम 
गिनाता और जो इनके मधुर जीवनपात्र में तिक्त विष मिलाने वालें 
का पता देता | क्या यह उन [ज्रियों की सजातीय नहीं हैं, जिनकी 
दुग्ध-घारा से मानव जाति पत्न रही है ! क्या यह इन्हीं की बहिनें नहीं 
हैं, जिन्होंने पुरुष को पति का पद देकर अ्रकुश्ठित भाव से परमेश्वर के 
आसन पर आसीन कर ठिया ? और क्‍या यह उन्ही की पृत्रियों नहीं 
हैं, जिनके प्रेम, त्याग और साधना ने झोपड़ों में स्वर्य और मिद्दी के 


की कृड़ियों ११४ 


पुतलों में अमस्ता उतार ली है? जो एक ज्लो कर सकती है, वह 
दूसरी के लिए भी असम्भव नहीं हो सकता, यदि दोनों की परिस्थितियों 
समान हों | 

मनुष्य जाति के सामान्य गुण सभी मनुष्यों में कम या अधिक 
मात्रा में विद्यमान रहेंगे। केवल विकास के अनुकूल या प्रतिकूल परि- 
स्थितियों उन्हें चरढा-घटा सकेगी। पतित कही जानेवाली ब्लनरियाँ भी 
मनुष्य-जाति से बाहर नहीं हैं, अतः उनके लिए! भी मानव-सुलभ प्रेम, 
साधना और त्याग अ्रपरिचित नहीं हो सकते | उनके पास भी धड़कता 
हुआ हृदय है, जो स्नेह का आदान प्रदान चाहता रहता है, उनके पास 
भी चुद्धि है, जिसका समाज के कल्याण के लिए. उपयोग हों सकता है 
ओर उनके पास भी आत्मा है, जो व्यक्तित्व में अपने विकास और 
पूर्णता की अपेक्षा रखती है। ऐसे सजीव व्यक्ति को एक ऐसे गहिंत 
व्यवसाय के लिए, ब्राध्य करना, जिसमें उसे जीवन के आदि से अन्त तक, 
उमड़ते हुए ऑसुओ को अज्जन से छिपा कर, झखे हुए, अधरों को 
मुस्कराहट से सजञाकर और प्राणों के क्रन्दन कों कर्ठ ही में रूुँघ कर 
धातु के कुछ ठुकढ़ों के लिए अपने आपको वेचना होता है, हत्या के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 

और भी जन्र इतना घोर बलिदान, इतनी निष्ठ र हत्या केवल मनुष्य 
फी पशुता की तुष्टि के लिए की जाती हो, तब इस क्रूर कार्य के उपयुक्त 
नाम किसों भी कोप में पाना कठिन होगा जैसे दास-प्रथा के युग में 
स्वाप्तियों के निकट दास व्यक्ति न होकर यन्त्र मात्र था, चैसे ही समाज 
सदा से पतित र्ियों कों समकता आ रहा हैं। उसके निकट ऐसी 
म्वियोँ मनोरञ्नन का निर्जीव साथन मात्र हैं। यदि उसे कभी चिन्ता भी 


5१६ " श्रखला 


होती है तो पुरष-समाज के हानि-लाभ कीं; उस दशा में वह इन अभा- 
गिनियों को ऐसे स्थान मे सुरक्षित रखने के नियम बनाता है, जहाँ सुग- 
मता से किसी की दृष्टि न पहुँच सके; परन्तु उनकी स्थिति में परिवर्तन 
करना उसका अभीष्ट कभी नहीं रहा । हमारे समाज ने कुष्ठ के रोगियों 
के लिए भी आश्रम बनाये, विज्षितों के लिए भी चिकित्सालयों का प्रत्॒न्ध 
किया, परन्तु इनके कल्याण का कोई मार्ग नहीं होंढ़ा। उसने अपने 
वासना-विक्षिप्तों को निर्वासित नही किया, वरन्‌ उनके सुख के लिए स्वस्थ 
मन और शरीर वाली स्त्रियों को गृह की सीमा से निर्वासन दरड दे डाला | 

यह अन्याय ही नही, निष्ठर अत्याचार भी था, इसे प्रमाणित करने 
के लिए प्रमाणों की आवश्यकता नहीं | हम उनकी ओर से आँख मूँ दकर 
कुछ समय के लिए. अपने अन्याय को अनदेखा कर सकते हैं, परन्तु 
हमारी यह उदासीनता उसे न्याय नहीं बना सकती | जिस समाज में 
इतनी अधिक संख्या में व्यक्ति आत्म-हनन के लिए के विवश किये जाते 
हों, अपने स्वस्थ और सुन्दर शरीर को व्याधिग्रस्त, कुरूप, तथा निर्दोष 
मन को दूषित बनाने के लिए बाध्य किये जाते हों, उस समाज की 


स्थिति कभी स्पृदणीय नहीं कहदी जा सकती । 
कोई भी निष्पक्ष इतिहासकार या समाज-शास्त्र-वेत्ता बता सकेगा कि 


मनुष्य का'असंयम और उसकी बढ़ी हुई विलास-लालसा ही समय समय 
पर मनुष्य-जाति के पतन का कारण बनती रही है | जिस दुराचार को 
सेकने के लिए मनुष्य ने इस निष्ढुर प्रथा की संष्टि की होगी, उसे इससे 
प्रश्रय ही मिला । मदिरा से भी कभी किसी को प्यास बुकी है! ब्यो-न्यों 
मनुष्य-जाति में छिपी हुई पशुता को भोजन मिलता गया वह और अधिक 
सत्रल होती गई तथा उसके बढ़े हुए श्राकार को अधिक खाद्य की 


की कड़ियाँ ११७ 


आवश्यकता पड़ती गई । होते-होते हमारी पशुता ने न जाने कितने नाम, 
रूप और आकार धारण कर लिये। आदिम मनुष्य की पशुता नैस- 
गिंक बन्धनों में बेंधी हुई थी, परन्तु आज के मनुष्य की पाशविक प्रदत्त 
सर्वथा स्वतन्त्र है । उसके कृत्रिम जीवन के समान उसकी प्रब्ृत्तियोँ और 
विकार भी कृत्रिम होकर पहले से अधिक मयझ्गर हो उठे हैं। वह अपने 
जीने के अनेक साधन ही हूँ ढुकर सन्तुष्ट नहीं हो सका है, वरन्‌ उसने 
दूसरों को नष्ट करने के असंख्य उपायों का आविष्कार भी कर लिया है ॥. 
यदि वह अपने शरीर के फोड़े को नश्तर से अच्छा करना सीख गया है 
तो उसके साथ ही सुई-जैसे यन्त्र-द्वारा दूसरे के शरीर में विष पहुँचा कर 
उसे नष्ट करना भी जान गया है | इसीसे आज की पतित स्त्री की स्थिति 
प्राचीनकाल की नर्तकी से भिन्न और अधिक दयनीय है। आज असती 
मेनका से साध्वी शकुन्तला की उत्पत्ति सम्भव नहीं है, निसे भरत-जैसे 
राजर्पि की जननी होने का सौसाग्य मिला था; आज वाराज्ना वसन्तसेना 
का अनन्य प्रेम स्वप्न है, जिसे पाकर कोई भी पत्नी अपने ज्रीत्व को सफल 
कर सकती थी । 

वर्तमान समाज जिस स्री को निर्वासन-दर्ड देना चाहता है, उसके ह 
फूटे कपाल को ऐसे लोहे से दाग़ देता है जिसका चिह्न जन्म-जन्मान्तर के 
आँसुओं से भी नहीं घुल पाता । किसी दशा में भी न वह और न उसकी 
तिरस्कृत सन्‍्तति इस कलडू-कालिमा से छुटकारा पाने की आशा कर सकते 
हैं। उसे मूक भाव से युगयुगान्तर तक इस दण्ड का (जिसे पाने के लिए. 
उसने कोई अपराध नहीं किया) भोग करते हुए समाज के उच्छुदुल 
व्यक्तियों कौ सीमातीत विलास-वासना का चॉध बनकर जीवित रहना पड़ता 
है । उसके लिए कोई दूसरी गति नहीं, कोई दूसरा मार्ग नहीं और कोई 


॥ 


(दा श्र ख़ला 
दूसरा अवलम्ब नहीं | वह ऐसी ढालू राह पर निरवलम्ब छोड दो जाती 
है, जहाँ से नीचे जाने के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं रहता । 

कुछ व्यक्तियों का मत है कि ये स्त्रियों अपनी जीविका के लिए. 
स्वेच्छा से इस व्यवसाय को स्वीकार करती हैं और किसी भी दशा में 
अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहतीं। यह कल्पना यदि सत्य है तो 
इससे स्त्री का नहीं वरन्‌ सारी मानव-जाति के पतन का प्रमाण मिलता 
है और यदि असत्य है तो मनुष्य इससे अधिक अपना अपमान नहीं कर 
सकता । सम्भव है, सौ में एक स्त्री ऐसी मिल जावे जो मन में ऐसे व्यव- , 
साय को अपमान का कारण न समभती हो, परन्तु उसके जीवन का 
इतिहास कोई दूसरी ही कहानी सुनायेगा | परिस्थितियों ने उसके छृदय 
को इतना आहत किया होगा, समाज की निष्ठुरता ने उसकी इच्छाओं को 
इतना कुचला होगा, मनुष्य ने उसे इतना छुला होगा कि वह आत्मगौरव 
को आडम्बर और स्नेह तथा त्याग को स्वप्त समभने लगी होगी | 

स्नेह ही मनुष्यता के मन्दिर का एकमात्र देवता है| जब वही प्रतिमा 
खण्ड-खण्ड होकर धूल में बिखर जाती है, तब्र उस मन्दिर का ध्वस हुए. 
बिना नहीं रहता । जैसे प्रतिमा के बिना मन्दिर किसी भी नाम से 
पुकारा जा सकता है, उसी प्रकार स्नेहशल्य मनुष्य किसी भी पशु की 
श्रेणी में रकखा जा सकता है। स्त्री के हृदय से जन्र स्नेह का बहिष्कार 
हो जाता है, उसकी कोमलतम भावनाएं जत्र कुचल दी जाती हैं, तब वह 
भी कोई और हो प्राणी वन जाती है। उसमें फिर गरिमामय स्त्रीत्व की 
ग्राणप्रतिष्ठा करने के लिए मनुष्य की ही अजल सहानुभूति तथा स्निग्धतम 
स्नेह चाहिए.। परन्तु हमारे समाज का निर्माण दी इस प्रकार हुआ है, 
उसकी व्यवस्था ही इसी प्रकार हुई दे कि वह स्री से न किसी भूल को 


की कड़ियाँ “8१६ 
आशा रखता है और न उन भूलों की क्षमा में विश्वास करता है। पहले 
से ही वह स्त्री को पूर्णतम मनुष्य मान लेता है और जहाँ कहीं अपने इस 
विश्वास में सन्देह का लेशमात्र भी देख पाता है, वहाँ स््री को मनुष्य 
कहलाने का भी अधिकार देना स्वीकार नहीं करता । 
मानव-जाति की जननी और उसके चरित्र की विधात्री होने के कारण, 
यदि क्री के जीवन का आदश्श कुछ ऊँचा रक्खा गया तो समाज ने कोई 
विशेष अन्याय नही किया | परन्तु अन्याय यही हुआ कि अपने आदर्श 
की चिन्ता में उसने मलुष्य-स्वभावगत उन दुर्बलताओं का कोई ध्यान 
ही नते रक्‍्खा, जो त्री और पुरुष दोनों में समान रूप से विद्यमान 
रहती हैं| जीवन का आदर्शा और उस तक पहुँचने की साधना जितनो 
सत्य है, उस साधना के मार्ग में समवब-समय पर मिलने वाली बाधाएं भी 
उससे कम सत्य नहीं | उचित तो यही था कि जी और पुरुष दोंनों को 
अपनी भूलों को सुधार कर साधना के पथ पर अग्रसर होते रहने की सुवि- 
धाएं मिलती रहतीं, परन्तु पुरुष के अधिक सत्रल और समाज का निर्मायक 
तथा विधायक होने के कारण ऐसा न हो सका | उसके छोटे ही नही, 
घड़े-बड़े चरित्रणत दोपो और न्रुटियों को समाज ने प्राय, अनदेखा कर 
दिया और अन्त मे परिस्थिति ऐसी हो गई कि उसके जीवन में साधना 
का कोई विशेष स्थान ही नहीं रह गया | 
परन्तु समाज का आदर्श तो स्थिर रखना ही था, इसलिए ज्ली पर 
साधना का भार और भी गुरु हों उठा। उसकी भूलें अक्षम्य समकी 
गई , उसकी स्वभावगत मानवीय दुर्जलताओं को दूर कस्ने के लिए. कठिन- 
तम बन्धनों का आविष्कार किया गया तथा उसकी कामनाओं को केवल 
समाज के कल्याण में लगाने के लिए. उन्हें दुवंह सयम से घेरा गया । 


जज 


4१२० शखला 


स्त्री ने साहस से हँसते-हं सते अपने भार को बहन किया | उसने कभी 
किसी भी त्याग या बलिदान के सम्मुख कातरता नहीं दिखाई, किसी भी 
-बन्धन से वह मयभीत नहीं हुईं और समाज के कल्याण के लिए उसने 
अपने सारे जीवन को त्रिना तिचारे हुए ही चिर-निवेदित कर दिया | 
परन्तु वह चरुटियों से पूण मनुष्य ही थी | अनेक स्तथियों साधना की 
ब्वस्मसीमा तक पहुँच गई सही, परन्तु कुछु उस पथ को पार न कर 
सकी । समाज ने इन विचलित दुर्बल नारियो को दूसरी वार प्रयत्न करने 
-का अवसर देने की उदारता नहीं दिखाई, वरन्‌ उन्हें पतन के और 
गहरे गत की ओर ढकेल दिया | 
उनकी असंख्य बहिनो-द्वारा किये हुए बलिदान ही उनके दोपों 
और ज्ञणिक अस्थिरता का प्रक्नालन कर सकते थे, परन्तु समाज ने उन 
दुर्बल नारियों का 'एक नवीन समाज बना डाला | इन अचलाओं को 
समाज के कुष्ठगलित अज्ञ के समान घुणित व्यक्तियों ने अपने मनोषिनोद 
का साधन मात्र बनाकर रक्खा | इन्हें अपनी जीविका के लिए शरीर 
और आत्मा दोनों को किस प्रकार मिद्दी के मोल वेचना पड़ा, यह करुण- 
कह।नी सभी जानते हैं | 
कितनी ही छोटी-छोटी भूलों, कितने ही तुच्छ दोपों के दरड- 
स्वरूप उन स्लरियों को समाज से चिर-निर्वापन मिला है। जो सुयोग्य 
पत्नियों और वात्सल्यमयी माताएं बन सकती थीं उन्हें ऋाफण्ठ 
पट्ट में डुबा कर पुदप अब यह कहते हुए भी लब्जित नहीं होता कि यह 
स्वेच्छा से ऐसा घुणित व्यवसाय करने आती हैं । उसने ज्री के चारों श्रोर 
“विलासिता और प्रलोभनो के जाल विछ्ाकर उसे साधना के शिखर तक 
पहुँचने का आदेश दिया है । उस पर यदि कमी वह अपने पथ पर क्षण 


की कड़िया १२१ 


भर रुफ़कर उन प्रलोमनों की ओर देख भी लेती है तो समाज उसे शब 
के समान, मासभक्षी जन्तुओं के आगे फेंक देता है, जहाँ से वह मृत्यु के 
उपरान्त ही छुट हरा पा सकती हैं | जिसने इस स्थिति से निकलने का 
प्रयत्न भी किया, हमने उसे कोई अवलम्ध नहीं दिया, किसी प्रकार की 
आशा नहीं दी | इस पर भी हमें अमिमान है कि हम उस, मनुष्य जाति 
के सदस्य हैं, जो सहानुभूति और प्रेम का आदान-प्रदान करने के कारण 
ही पशुओं से मिन्‍न है । समाज की वर्जरतापूर्ण विल्ञासिता की परिणाम- 
स्वरूपिणी इन नारियों को हमने कब कितनी सहानुभूति दी है, यह कहना 
कठिन है। हाँ, तिरस्कार हम जितना दे सकते थे, दे चुके हैं, और 
देते रहेंगे । ; 

यह तिरस्कार भी साधारण नहीं वरन्‌ समाज को अत्यन्त लोलुपता 

और निष्ठुस्ता का सम्मिश्रित फल है। समाज इनके प्रति घुणा के साथ- 

साथ एक अनिवार्य आसक्ति का भी अनुमव करता है| सभ्य और सुस- 

स्कृत व्यक्तियों से भरे नगरो में सहर्तों की सख्या में इनकी उपस्थित्ति तथा 

उस उपस्थिति को स्थायी बनाने और टस सख्या को बढ़ाते रहने के क्रम- 
बद्ध साधन और निश्चित प्रयत्न क्या बह प्रमाणित नहीं करते १ पतित 
कही जानेवाली स्त्रियों के प्रति समाज की घुणा हाथी के दाँत के मान 
वाह्य प्रदर्शन के लिए है श्रौर उसका उपयोग स्त्रय॑ उसकी मिथ्या प्रतिष्ठा 
को रक्षा तक सीमित है | पुरुष इनका तिरस्फार करता है समाज से पुरस्कार 
पाने की इच्छा से और इन अभागे प्राणियों को इस यावनागार में सुर- 
सित रखता है अपनी पअ्स्वस्थ लालता की आग बुझाने के लिए जो 
इनके जीवन को राख का देर करके भी नहीं घुकती | समाज पुरुपप्रधान 

है अतः परुप की दुर्चलताओं का दण्ड उन्हें मिलता है जिन्हें देखकर वह 


श्र 


दुबंल हो उठता है | इस प्रकार उन ज्लियों का ग्रमिशाप दोहरा हो जाता 
है; एक ओर उन्हें जीवन के सारे कोमल स्वप्त, भव्य आदर्श, मधुर 
इच्छाएँ कुचल देनी पड़ती हैं और दूसरी ओर सामाजिक व्यक्ति के 
अ्रधिकारों से वश्चित होना पडता है। 

पुरुष की स्थिति इसके विपरीत है| किसी भी पुरुष का कैसा भी 
चारित्रिक पतन उससे सामाजिकता का अधिकार नहीं छीन लेता, उसे 
गुह-जीवन से निर्वासन नहीं देता, सुसंस्क्ृत व्यक्तियों में उसका प्रवेश 
निषिद्ध नहीं बनाता, धर्म से लेकर राजनीति तक सभी क्षेत्रों में ऊचे- 
उँचे पदो तक पहुँचने का मार्ग नहीं रोके ल्ेता। साधारणतः महान 
दुराचारी पुरुष भी परम सती स्त्री के चरित्र का आलोचक ही नहीं न्याय- 
कर्ता भी बना रहता है | ऐसी स्थिति में पतित ल्लियों के जीवन में परिव- 
त॑न लाने का स्वप्न सत्य हों नहीं सकता ) जन्न तक पुरुष को अपने अना- 
चार का मूल्य नही देना पड़ेगा तब तक इन शरीर-व्यवसायिनी नारियो 
के साथ किसी रूप मे कोई न्याय नही किया जा सकता | 


के अधथे-स्वातरूय का प्रदन 


आठ 
१६१३५ 


शखला 


[१ ] 


अर्थ सदा से शक्ति का अन्ध-अनुगासी रहा है। जो अधिक सबल 
था उसने सुख के साधनो का प्रथम अ्रधिकारी अपने आपको माना 
आर अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार ही घन का विभाजन करना 
कर्तव्य समझा । यह रुत्य है कि समाज की स्थिति के उपरान्त उसके 
विकास के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह सवल रहा चाहे निबल, 
मेघावी था चाहें मन्दबुद्धि, सुख के नहीं तो जीवन-निर्वाह के साधन 
देना आवश्यक सा हो गया, परन्तु यह आवश्यकता भी शक्ति की पक्त- 
पातिनी ही रही । सब्रल ने दुर्बलो को उसी मात्रा में निर्वाह की सुवि- 
धाएँ देना स्वीकार किया, जिस मात्रा में वे उसके लिए, उपयोगी सिद्ध 
हो सकी | इस प्रकार समाज की व्यवस्था में मी बह साम्य न आ सका 
जो सब्र के व्यक्तित्व को किसी एक तुला पर तोलता । 

सारी राजनीतिक, सामाजिक तथा अ्रन्य व्यवस्थाओं की रुपरेंखा 
शक्ति-द्वारा ही निर्धारित होती रही और सबल की म॒विधानुसार ही 
परिवर्तित और सशोधित होती गई, इसी से दुर्चल को वही स्वीकार करना 
पढ़ा जो उसे सुगमतापूर्चक मिल गया। यही स्वाभाविक भ्री था| 


की कड़ियों ॥॒ श्र 


आदिम युग से सम्यता के विकास तक ख्री सुख- के सा्षनों, में 
गिनी जाती रही । उसके लिए परस्पर संघर्ष हुए, -प्र तिदन्द्रिता चली, .- 
महाभारत रचे गये और उसे चाहे इच्छा से हो और चाहे अनिच्छा से, 
उसी पुरुष का अनुगमन करना- पड़ता रहा जो विजयी प्रमाणित हो 
सका । पुरुष ने उसके अधिकार अ्रपने.सुख की तुला पर तोंले, उसकी 
विशेषता पर नहीं; अतः समाज की सब व्यवस्थाश्रों में उसके और पुरुष 
के अधिकारों में एक विचित्र विषमता मिलती है| जहाँ तक सामाजिक 
आणी का प्रश्न हे, क्री, पुरूष के समान ही सामाजिक सुविधाओं की 
अधिकारिंणी है, परन्तु केवल श्रधिकार की दुह्ई देकर: ही तो वह सबल 
निबेल का चिरन्‍तन संघर्ष और उससे उत्पन्न विपमता नहीं मिट 
सकती । 

जिस प्रकार श्रन्य सामाजिक व्यवस्थाओं ने त्ली को अ्विकार देने 
में पुरुष की सुविधा का विशेष ध्यान रखा है, उसी प्रकार उसकी 
आयिक स्थिति भी परावलम्बनन से रहित नहीं रही । मारतीय स्त्री के 
सम्बन्ध में पुरुष का भर्ता नाम जितना यथार्थ है उतना सम्भव॒तः और 
कोई नाम नहीं | ख्री, पुत्री, पत्नी, माता, आदि सभी रूपो से ्रार्थिक 
इष्टि से कितनी परसुखापेज्षिणी रहती हैं, यह कौन नहीं जानता ! इस 
आशिक विषमता के पक्ष और विपक्ष दोनों ही में बहुत कुछ कहा जा 
सकता है और कहा जाता रहा है | 

आर्थिक दृष्टि से क्री की जो स्थिति प्राचीन समाज में थी, उसमें 
अब तक परिवर्तन नहीं हो सका, यह विचित्र सत्य है । 

वेद-कालीन समाज में पुरुष ने नवीन देश में फैलने के लिए 
सन्तान की आवश्यकता के कारण और अनाचार को रोकने के लिए 


१२६ अ्र'खला 


विवाद को बहुत महत्व दिया और सन्तान की जन्मदात्नी होने. के कारण 
स्त्री मी अपूब गरिमामयी हो उठी। उसे यज्ञ आदि घम-कार्यों में पति 
का साथ देने के लिए. सहधर्मिणीत्व और गृह की व्यवस्था के लिए. 
गृहरीत्व का श्लाघ्य पद भी प्राप्त हुआ, परन्ठ घार्मिक और सामाजिक 
इृष्टि से उन्नत होने पर भी आध्िक दृष्टि से वह नितान्त परतन्त्र ही रही । 

गृह और सनन्‍्तान के लिए द्रव्य-उपार्जन पुरुष का कर्तव्य था, अतः 
घन स्वभावतः उसी के अधिकार सें रहा | गृहिएी गृहपति की आय 
के अनुसार व्यय कर गृह का अबन्ध और सन्तान-पालन आदि कार्ये 
करने की अधिकारिणी मात्र थी | 

प्राचीन समाज में पुरुष से भिन्‍न स्त्री की स्थिति स्पृहणीय मानी ही 
नहीं गई, इसके पर्यात उदाहरण उस समय की सामाजिक व्यवस्था में 
मिल सकेंगे | प्रत्येक कुमारिका वयस्क होने पर गुहस्थ धर्म में दीक्षित 
होकर पति के गृह चली जाती थी और फिर पुत्रों के समर्थ होने पर 
वानप्रस्थ आश्रम में पति की अनुगामिनी घनती थी। पुत्र पिता की 
समस्त सम्पत्ति का अधिकारी होता था, परन्तु कन्या को विवाह के अव- 
धर पर प्राप्त होने वाले यौठक के अ्रतिरिक्त और कुछ देने की आवश्य- 
कता ही नहीं समभी गई । जिन कुमारिकाओं ने गुह-धर्म स्वीकार नहीं 
किया उन्हें तपत्विनी के समान अध्ययन में जीवन व्यतीत करने की 
स्वतन्त्रता थी, परन्तु उस स्थिति में गुहस्थ के समान ऐड्वर्य-मोग उनका 
ध्येय नहीं रहता था । 

सज्री को इस प्र कार पिता की सम्पत्ति से बच्चित करने में क्या उद्देश्य 
रहा, यह कहना कठिन है | यह भी सम्भव हैं कि ली के निकट बैवा- 
हिंक जीवन की अनिवार्य रखने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई हो 


की कड़ियाँ १२७ 


और यह भी हो सकता है कि पुरुष ने उस संघर्षमय जीवन में इस 
विधान की ओर ध्यान का अवकाश द्वीन पाया हो। कन्या को 
पिता की सम्पत्ति में स्थान देने पर एक कठिनाई और भी उत्पन्न हो 
सकती थी। कभी युवतियों स्वयवरा होती थीं और कभी विवाह के लिए. 
बलात्‌ छीनी भी जा सकती थीं। ऐसी दशा में पैठक सम्पत्ति में उनका 
उत्तराधिकारी होने पर अन्य परिवारों के व्यक्तियों का प्रवेश भी वश- 
परम्परा को अव्यवस्थित कर सकता था । चाहें जिस कारण से हो, 
परन्तु इस विधान ने पिता के ग्रह मे कन्या को स्थिति को बहुत गिरा 
दिया, इसमें सन्देह नहीं | विधवा भी पुनर्विवाह के लिए स्वतन्त्र थी, 
अतणएव उसके जीवन-निर्वाह के लिए विशेष प्रबन्ध की ओर किसी ने 
ध्यान नही दिया । 
प्राचीन समाज का ध्यान अपनी बृद्धि की ओर अधिक होने के 
कारण उसने स्री के मातृत्व का विशेष आदर किया, यह सत्य हे; परन्तु 
सामात्रिक व्यक्ति के रूप में उसके विशेष अधिकारों का मूल्य ओंकना 
सम्भव न हो सका। उसके निकट स्त्री, पुरुष की सन्लिनी होने के 
कारण ही उपयोगी थी, उससे मिन्न उसका अस्तित्व चिन्ता करने योग्य 
ही नहीं रहता था। अपनी सम्पूण सुविधाश्रों और समस्त सुखों के लिए, 
स्रीका पुरुष पर निर्भर रहना ही अधिक स्वाभाविक था, अतः समाज 
ने किसी ऐसी स्थिति की कल्पना ही नहीं की, जिसमें स््री पुरुष से सहा- 
यता बिना मॉगे हुए ही जीवन-पथ पर आगे बढ़ सके | पिता, पति, 
पुत्र तथा अन्य सम्बन्धियों के रूप में पुरुष र्नी का सदा ही भरण-पोषण 
कर सकता था, इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति पर विचार करने की 
किसी ने आवश्यकता ही न समझी । स्त्री के प्रति समाज की यह धारणा 


१३० शाखला 
रूप से निर्भर रहते तो उनके सम्बन्ध में विषमता आने की सम्भावना ही 
न रहती, परन्तु वास्तविकता यह है कि भारतीय ज्री की सापेत्ञता सीमा- 
तीत हो गई। पुरुष अपने व्यावहारिक जीवन के लिए स्त्री पर उतना 
निर्भर नहीं है जितना ली को होना पड़ता है। स््री उसके सुखों के अनेऊ 
साधनों म॑ एक ऐसा साधन है जिसके नष्ट हो जामे पर कोई हानि नहीं 
होती | एक प्रकार से पुरुष ने कभी उसके अमाव का अनुभव करना 
ही नहीं सीखा, इसीसे उसे ह्ली के विषय में विचार करने की आवश्य- 
कता भी कम पड़ी | स्लरी कौ स्थिति इससे विपरीत है। उसे प्रत्येक पग 
पर, अत्येक साँस के साथ पुरुष से सह्यवता की मभिक्ता मांगते हुए चलना 
पड़ता है | 

जीवन में विकास के लिए दूसरों से सहायता लेना बुरा नहीं, परन्तु 
किसी को सहायता दे सकने की क्षमता न रखना अभिशाप है। सहयात्री 
वे कहे जाते हैं, जो साथ चलते हैं; कोई अपने बोक फो सहयात्री कद कर 
अपना उपद्ास नहीं करा सकता | भारतीय पुरुष ने स्री को या तो सु 
के साधन के रूप में पाया या भार रूप में, फलतः वह उसे सहयोगी 
का आदर न दे सका | उन दोनों का आआादानन्यदान सामाजिक प्राणियों 
के स्वेच्छा से स्वीकृत सहयोग की गरिमा न प्रा सका, क्योंकि एक ओर 
'नितान्त परवशता और दूसरी ओर स्वच्छुन्द आत्म-निर्मरता थी। उनके 
कार्यक्षेत्र की मित्रता तो आवश्यक ही नहीं, श्रनिवायय है, परन्तु इससे 
उनकी उापेच्षता में विषमता आने को सम्भावना नहीं रहती ! यह विप- 
मता तो स्थिति-वैपम्य से दी जन्म और विकास पाती है । 


की कड़ियों 


[२] 

भारतीय समाज में जिस अनुपात से स्री जाग्रत हो सकी, उसी के 
अनुसार अपनी सनातन सामाजिक स्थिति के प्रति उसमें असन्तोष भी 
उत्पन्न होता जा रहा है | उस असन्तोष की मात्रा जानने के लिए, हमारे 
पास अभी कोई मापद्रड है ही नही, अत. यह कहना कठिन है कि 
उसकी जाशति ने उसकी चिर-अवनत दृष्टि को जिस छ्षितिज की ओर फेर 
दिया है, वह उजले प्रभात का सन्देश दे रहा है या शक्ति सद्वित करती 
हुई ऑंधी का | ऐसे असन्‍्तोष प्रायः बहुत कुछ मिठ-मिटा कर स्वयं 
बनते हैं और थोड़ा सा बना कर स्वय ही मिट जाते हैं। भविष्य को उज्ज्व- 
लतम रूप देने के लिए समाज को, कभी-कभी सहलों वर्षों की अवधि में 
धीरे-धीरे एक-एक रेखा अद्डित कर बनाये हुए अतीत के चित्र पर काली 
तूली फेरना पड़ जाता है। कारण, पत्येक निर्माण विध्वल के आधार पर 
स्थित है और प्रत्येक नाश निर्माण के अड्ढ में पलता है । 

असख्य युगों से असख्य सस्कार और असझ्य भावनाओं ने भारत्वीय 
स्नी की नारी-मूर्ति में जिस देवत्व की प्राण-प्रतिष्ठा की थी, उसका कोई अश 
बिना खोये हुए; वह इस यन्त्रयुग की मानवी बन,सकेगी, ऐसी सम्मावना 
कम है | अवश्य ही हमारे समाज को, यह सोचना अच्छा नहीं लगता कि 


(३२ शखला 
उसकी निर्विकार भाव से पूजा और उपेक्षा स्वीकार कर लेने वाली निर 
मौन प्रतिमा के स्थान में ऐसी सजीव नारी-मूर्ति रख दी जावे, जो पल-पल 
में उसके मनोभावों के साथ रुष्ट और दुष्ट होती रहती हो | वास्तव में तो 
भारतीय स्रो अब तक वरदान देने वाली देवी रही है, फिर अ्रचानक श्रार्जे 
उसका कुछ मॉग बैठना क्यो न हमें आ्राश्चर्य में डाल दे ! काफ और धड़ि- 
याल के खबरों में धूप-दीप के मध्य अपने पूजाणद में अन्धम्धिर के समान 
मौन बैठा हुआ देवता यदि एकाएक उठकर हमारी पूजा-स्तुति का निरादर 
कर हमारे सारे शह पर अधिकार जमाने को प्रस्तुत हो जावे, तो हम वात्तव 
में सक्कट में पड़ सकते हैं। हमारी पूजा-अर्चा की सफलता ऊे लिए यह परम 
आवश्यक है कि हमारा देवता हमारी वस्तुओं पर हमारा ही श्रधिकार रहने 
दे और केवल वही स्वीकार करे जो हम देना चाहते हैँ। इसके विफीते 
होने पर तो हमारी स्थिति भी विपरीत हों नायगी | भारतीय ज्री के समन्‍्ध 
में भी यही सत्य हो रहा है | उसको ब्रहुत आदर-मान मिला, उसके बहुत 
गुणानुवाद गाये गये, उसकी ख्याति दूर-दूर देशों तक पहुँचगई, यह 
ठीक है, परन्तु मन्दिर के देवता के समान हीं सत्र उसकी मौन बढ़ता में ही 
अपना कल्याण समभते रहे ! उसके अत्यधिक अरद्धालु पुजारी भी उसकी 
निर्जीबता को ही देवत्व का प्रधान अंश मानते रहे और श्राज भी मान रहे है | 

इस थुगान्तरदीर्घ जीवन-शुन्ब जीवन में त्री ने क्या पाया, यह फद्मा 
बहुत प्रिय न जान पडेगा, परन्तु इतना तो सित्य हयात प्रिय व यात्‌ के 
अनुसार भी कद्दा जा सकता है कि इस व्यवद्धार से उसके मन में जीवन मो 
जानने की उत्सुऊता जाग्रत हो गई। पिछले छछ वर्षो में जीवन की परित्यि- 
तियों में इतना अधिक परिवर्तन हो गया हे कि उस कोलादाल में मरी को 
कुछ सजग होना दी पड़ा । इसमें सन्देद् है कि इससे भिन्न व्थिति में यह 


की कडियों १३३ 


उतनी शीघ्रता से सतर्क हो सऊती या नहीं। इस वातावरण को“विना 
सममे हुए ज्जी की माँगो के सम्पन्ध में कोई धारणा बना लेना यरढि 
अनुचित नहीं तो बहुत उचित भी नहीं कहा जा सकता । 

वर्तमान युग में भी जिनकी परिस्थितियाँ श्वास लेने की स्वच्छुन्दता 
भी नहीं देती और जिन्हें जड़ता के अभिशाप को ही वरदान समझना 
पढ़ता है, उनके सुख-दुःख तो हृदय की सीमा से बाहर भाक ड्री नहीं 
सफ्ते, फिर उनके मनुख-दुःखों फा वास्तविक मूल्य ओके सकना हमारे 
लिए कैसे सम्मव हो सकता है| परन्तु जिन स्तलरियो के निगश असन्तोष में 
हमें अपने समाज का श्रसद्विष्णुता से भरा अन्याय प्रत्यक्ष हो जाता है 
उनके न्‍्य४ भाव को समभने में भी हम भूल कर सकते हैं | ऐसी स्थिति 
में हमारी विश्वास योग्य धारणा भी इतनी विश्वास योग्य नहीं है कि हम 
उसे बिना तर्क की कसौटी पर कसे स्वीकार कर सके | 

हम प्राय; अपनी सनातन घारणा झा जितना अधिक मूल्य समभते हैं 
उतना दूसरे व्यक्ति के अभाव और दुःख का नहीं | यही कारण है कि जब 
चक व्यक्तिगत असन्तोप सीमातीत होकर हमारे सस्फकार-जनित विश्वासों 
को अ्मूल नष्ट नहीं कर देता तत्र तक हम उसके अस्तित्व की उपेक्षा 
ही फरते रहते है| म्त्री की स्थिति भी युगों से ऐसी ही चली आ रही है । 
उनके चारों श्लोर मस्कारों का ऐसा क्र पहरा रहा है कि उसके अन्तरतम 
जीवन की भावनाओं का परिचय पाना ही कठिन दो जाता है | वह किस 
सीमा तक मानवी है श्रीर उस स्थिति मे उसके क्या अधिकार रह सकते 
हैं, यद् भी बद्द तब सोचती है जब्र उतदा हृठय चहुत अ्रधिक आइत हो 
चुक्ता है । फिर उसके व्यक्तिगत अधिकारों और उनकी रक्षा के साधनों 
के विपय में ऊुछ कहना तो व्यर्थ ही है। समाज ने उतकी निश्चेष्टता को 


(३४ श्ंखला 
भी उसके सहयोग और सन्तोष का सूचक माना श्र श्रपने पत्षणत और 
सद्लीण॑ता को भी अपने विकास और उसके जीवन के लिए अनुकूल और 
ऑयस्कर समझने की भूल की | 

ज्ली के जीवव की अनेक विवशताओं में प्रधान और कदाचित्‌ 
उसे सबसे अधिक जड़ बनाने वाली श्रथ से सम्बन्ध रखती है और 
रखती रहेगी, क्योंकि वह सामाजिक धाणी की श्रनिवार्य आवश्यकता है । 
अर्थ का प्रश्न केवल उसी के जीवन से सम्बन्ध रखता है, यह धारणा 
आन्तिमूलक है | जहाँ तक सामाजिक प्राणी का सम्बन्ध है, स्त्री उतनी 
ही अधिक अधिकार-सम्पन्न है नितना पुरुष; चाहे वह अपने अधिकारों 
का उपयोग करे यान करे। समाज न उनके उपयोग का मूल्य घटा: 
सकता है और न बढ़ा सकता है; केवल वह बन्धनों से उसको शक्ति 
और बुद्धि को बॉधकर उसे जड़ बना सकता है; परन्तु उन बन्धनों में 
कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, जो केवल उसके लिए ही नहीं, बरन्‌ स्रफे 
लिए घातक सिद्ध होगे | 

आ्र्थ का विषम विभाजन भी एक ऐसा ही बन्धन ईदै, जो न्री 
पुरुषों दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है | यह सत्य है कि यह 
प्रश्न आज का नहीं है, वरन्‌ हमारे समान के समान ही पुराना हो चुका 
है, परन्तु यह न भूलना चाहिए कि आधुनिक शुग की परिधिथितियाँ 
प्राचीन से अधिक कठिन हैं। जैसे-जैसे हम आगे चढ़ते जाते ई, 
हमारा जीवन श्रधिक जटिल द्ोता जाता है और हमें श्र श्रविक 
उलम्मनभरी परिस्थितियों और समत्याश्ों का झामना करना पड़ता एै, 
इसौसे श्रतीत के साधन लेकर हम अपने गनन्‍्तव्य प्र पर बहुत थ्ागे 
नहीं जा उकते | आदिम युग की मारी के लिए जो साधारण कष्ट की 


की कड़ियाँ १३४ 


स्थिति होगी वह आधुनिक नारी का जीवनयापन ही कठिंघ कर सकती 
है। वर्तमान युग में अन्य व्यक्तियों के सामने जो जीवन-निर्वाह की 
कठिनाइयों हैं, उनसे स्त्री भी स्वतन्त्र नहीं, क्योंकि वह भी समाज का 
आवश्यक अछ्ठ है और उसके जीवन के विकास से ही समुचित सामा- 
जिक विकास सम्मव हो सकता है। 

सुदूर अतीत काल में विशेष परिस्थितियों से प्रमावित होकर निरन्तर 
सघर्ष के कारण समाज स्री को जो न दे सका उसी को आदर्श बनाकर 
उसके प्रत्येक अधिकार को तोलना न आधुनिक समाज के लिए' कल्याण- 
कर हो सका है, न हो सकने की सम्मावना है । उचित तो यही था कि 
नवीन परिस्थितियों में नवीन कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए. वह किया 
जाता जो पहले से अधिक उपयुक्त सिद्ध होता। प्राचीन 'हमारे भविष्य 
की त्रुटियों को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकता, उसका कार्य तो उनकी 
ओर सकेत मात्र कर देना है। यदि हम उस सकेत को आदेश के रूप 
में ग्रहण करे और उसीसे अ्रपनी सब समस्याओं को सुलम्राना चाहें तो 
यह इच्छा हमारे ही विकास की ब्राधक रहेगी । ; 

कोई नियम, कोई आदर्श सब काल और सत्र परिस्थितियों के लिए 
नहीं बनाया जाता; सबमें समय के अनुसार परिवर्तन सम्मव ही नहीं 
अनिवार्य हो जाते हैं। प्राचीन आधार-शिला को बिना हटाये हुए. हम 
उसपर वर्तमान का निर्माण करके अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त करते 
रह सकते हैं, अन्यथा कोई प्रगति सम्मव ही नहीं रहती । 

समाज ने स््री के सम्बन्ध में अर्थ का ऐसा विषम विभाजन किया 
है कि साधारण अ्रमजीवी वर्ग से लेकर सम्पन्न वर्ग की स्त्रियों तक की 
स्थिति दयनीय ही कही जाने योग्य है। वह केवल उत्तराधिकार से ही 


श्श्६ , शखला, 


वश्चित नहीं है, वरन्‌ अर्थ के सम्बन्ध में सभी ज्षेत्रों में एक प्रकार की 
विवशता के चन्धन में बेंघी हुई है। कही पुरुष ने न्याय का सहारा 
लेकर और कहीं अपने स्वामित्व की शक्ति से लाम उठा कर उसे इतना 
अधिक परावलम्बी बना दिया है कि वह उसकी सहायता के त्रिना ससार- 
पथ में एक पग भी आगे नही बढ़ सकती । 
सम्पन्न और मध्यम वर्ग की स्लियों की विवशता, उनके पतिद्वीन 
जीवन की दुर्बहता समाज के निकट चिरपरिचित हो चुकी है। वे शल्य 
के समान पुरुष की इकाई के साथ सब कुछ हैं, परन्ठ उससे रहित कुछ 
नहीं | उनके जीवन के कितने अभिशाप उसी वन्धन से उत्पन्न हुए हं, 
इसे कौन नहीं जानता ! परन्ठु इस मूल च्ुटि फो दूर करने के प्रयत्न 
इतने कम किये गये है कि उनका विचार कर आश्चर्य होता है । 
जिन त्ियों की पाप-गाथाओं से समाज का जीवन काला है, जिनकी 
'लड्जाहीनता से जीवन लब्जित है, उनमे भी अधिकार की दुर्दशा झा 
कारण अर्थ की विपमता ही मिलेगी। ज्ञीवन की श्रावश्यक मुविधाश्रों 
का थ्रभाव मनुष्य को अ्रधिक दिनों तक मनुष्य नहीं बना रमने झेता, 
इसे प्रमाणित करने के लिए उदाइरणो की कमी नहीं। वह स्थिति फंधी 
होगी, बिसमें जीवन की स्थिति के लिए मनुण्य को जीयन की सरिता 
खोनी पड़ती हैँ, इसकी कल्पना करना भी पट़िन है। रही ने यबर कभी 
इतना बलिदान किया है मितान्त परसश होकर ही और यद परवशत्ता 
प्रायः अर्थ से सम्मन्ध रखती रहो है। जब्तक ख्री के सामने ऐशी 
समत्या नहीं आती जिसमें उसे बिना कोई विशेत्र मार्ग स्वोकार किये 
जीवन असम्मव दिखाई देने शगवा दे तत्र तक बह छपनी मसुध्यतत हो 
जीवन की सबसे बहुमूल्य बस्ठ के समान ही सुरक्षित रफती है। गही 


की कड़ियाँ _ १३७. 


कारण है कि वह क़ूर से क्रूर, पतित से पतित पुरुष की मलिन छाया मे 
भी अपने जीवन का गौरव पालती रहती है। चाहे जीर्ण-शीर्ण हूँठ पर 
आश्रित लता होकर जीवित ,रहना उसे स्वीकृत हो,- परन्तु पृथ्वी परू-- 
निराधार होकर बढ़ना ' उसके लिए, सुखकर नहीं। समाज ने उसके;-; 
जीवन-की ऐसी अवस्था की हे जिसके कारण पुरुष के अभाव में उसके 
जीवन की साधारण सुविधाएं भी नष्ट द्दो जाती हैं। उस दशा में हताश 
होकर वह जो पथ स्वीकार कर लेती हे वह प्रायः उसके लिए ही नहीं, 
समाज के लिए भी घातक सिद्ध होता है। 

आधुनिक परिस्थितियों में क्री? की जीवनधारा ने जिस दिशा को 
अपना लक्ष्य बनाया है उनमें पूर्ण आर्थिक स्वतन्त्रता ही सबसे अधिक 
गहरे रह्ढों में चित्रित है। ज्री ने इतने युगों के अनुभव से जान लिया 
है कि उसे सामाजिक प्रामाणिक प्राणी बने रहने के लिए केवल दान की 
हो श्रावश्यकता नही है, आदान की भी है, जिसके बिना उसका जीवन 
जीवन नहीं कहा जा सकता । वह आत्म-निवेद्ति वीतराग तपस्विनी ही 
नहीं, अनुशगमयी पत्नी और त्यागमयी माता के रूप में मानवी भी है 
और रहेगी | ऐसी स्थिति में उसे वे समी सुविवाएँ, वें समो मधुरकटु 
भावनाएं चाहिएँ जो जीवन को पूर्यता प्रदान कर सकती हैं । 

पुरुष ने उसे शह में प्रतिड्चित कर वनवासिनी की जडता सिखाने का 
जो प्रयत्न किया है उसकी साधना के लिए वन ही उपयुक्त होगा । 

आज की बदली हुईं परिस्थितियों मे स्त्री केबल उन्हीं आदशों से 
सन्तोष न कर लेगी जिनके सकरे रंग उसके ओसुश्रों से घुल चुके हैं, 
जिनकी सारी शीतलता उसके सन्ताप से उष्ण हो चुको है। समाज यदि 
स्वेच्छा से उसके अर्यसम्बन्धी वैपम्य की ओर ध्यान न दे, उसमें परिवर्तन 


श्श्प्ट 

या संशोधन को श्रावश्यक न समझे तो ज्री का विद्रोह दिशाहीन आँघी- 
जैसा वेंग पकड़ता जायगा और तन एक निरन्तर ध्यंस के अतिरिक्त 
समाज उससे कुछ और न पा सकेगा । ऐसी स्थिति न ज्री के लिए 
सुखकर है, न समाज के लिए सजनात्मक । 


हमारो 
समस्याएं 


५१० 


[९१ |] 


जिस प्रकार मिले रहने पर भी गल्ञा-यमुना के सज्गञम का मथ्मैला 
तथा नीला जल मिलकर एक वर्ण नहीं हो पाता उसी प्रकार हमारे जम- 
साधारण भे शिक्षित तथा अशिक्षित वर्ग के ब्रीच में एक ऐसी रेखा खिंच 
गई है जिसे मिदा सकना सहज नहीं । शिक्षा हमें एक दूसरे फे निकट 
लाने वाला सेतु न चनकर विभाजित करने वाली खाई बन गई है, 
जिसे हमारी स्वार्थपरता प्रतिदिन विस्तृत से विस्तृततर करती जा रही है । 

हम उसे पाकर केवल मनुष्य नहीं, किन्तु ऐसे विशिष्ट मनुष्य बनाने 
का स्वप्त देखने लगते हैं जिनके निकट आने में साधारण मनुष्य मीत 
होने लगे | ऐसी मित्ति मानव-दृदय को सट्टीर्ण कर देने वाले स्वर्ण-द्वारा 
चने तो किसी प्रकार क्षम्म भी ही सकती है, परन्तु द्ृदय को प्तित्षण 
उदार और विस्तृत बनाने वाले ज्ञान के द्वारा जत्र यद् निर्मित द्ोती है 
तब इसे श्रक्षम्य और मनुष्य-समाज के दुर्भाग्य का युचक समझना 
चाहिए। नदी के बहने के मार्ग को छद्ध कर उसके प्रयाद फो उद्गम 
की ओर ले जाने के प्रयास के समान द्वी हमारी यह मनुष्यता को सड्टीर्य 
बनाने की चाह दे | 


की कड़ियाँ १४१९ 


साय ज्ञान सारी शिक्षा, श्रपने अविकृत तथा प्राकृतिक रूप में मानव 
को, जीवन की अनेकरूपता में ऐक्य ढ़ लेने की क्षमता अ्रदान करती 
है, दूसरों की दुर्बलता में उदार और अपनी शक्ति में नम्न रहने का आदेश 
देती है तथा मनुष्य के व्यक्तित्व की सड्ढीर्य सीमा तोड़ उसे ऐसा सर्वमय 
बना देती है जिसमें उसकी बुद्धि, उसका चिन्तन, उसके कार्य उसके होते 
हुए भी सबके हो जाते हैं और उसके जीवन का स्वर दूसरों के जीवन- 
स्‍्वरों से सामम्जस्य स्थापित कर सजद्भीत की सृष्टि करता है | इतने ऊंचे 
आदर्श तक न पहुँच सकने पर भी हम ज्ञान से पशु की स्वार्थपरता सीखने 
'का विचार तो कल्पना में भी न ला सकेंगे चाहें कभी-क्रमी ऐसे व्यक्ति 
उत्पन्न हो जाते हों जिनमें सप के मुख में स्वाति-जल के समान विद्या 
पविष बन गई है। ऐसे अपवाद तो सर्वव्यापक हैं । 

हमारी नैतिक, सामाजिक आदि व्यवस्थाओं से सम्बन्ध रखने वालीं 
अनेक दुरवस्थाओं के मूल में शिक्षा का विकृत रूप भी है, यद्द कहना 
अतिशयोक्ति न होगी | 

यह दुर्भाग्य का विषय कहा जाता है कि हमारे यहाँ शिक्षितों की 

सख्या न्यूनतम है, परन्तु यह उससे भी अधिक दुर्भाग्य की बात है कि 
इने-गिने शिक्षित व्यक्तियों के जिन कन्धों पर कतंव्य का गुरुतम भार है 
वे दुर्बल और अशक्त हैं| जिन्हें अपनी, अपने समाज को, अपने देश 
की अनेकमुखी दुदंशा का अध्ययन करना था, उसके कारणों की खोन ' 
करनी थी और उन कारणों को दूर करने में अपनी सारी शाक्ति लगा 
देनी थी यदि वे ही इतने निस्तेज, उद्योग-शूल्य, अकरमै्य तथा निरीह हो 
गये तब और व्यक्तियों के विषय में कया कहा जावे जो झओंपेरे में पय-पय 
यर पथ-प्रदर्शक चाहते हैं । 


१७२ शखला 


45 


शिक्षा-द्वारा प्रात अनेक अ्रमिशापों मे से एक, जीविका-सम्बन्ध 
वेकारी के समान ही इनके मसस्तिप्क्‌ की वेकारी भी चिन्तनीय है । सारी 
बुद्धि, सारी क्रियात्मक शक्ति मानो पुस्तकों को करठस्थ करने और समय 
पर लिख देने में ही केन्द्रित हो गई है; इसके उपरास्त प्रामः उन्हें बुद्धि 
तथा शक्ति के ग्योग के लिए ज्षेत्र नही मिलता और यदि मिला भी तो 
इतना सड्डीर्ण कि उसमें दोनों ही पगु बन कर रह पाती हैं। 

ठण्डे जल के पात्र के पास रखा हुआ उष्ण जल का पात्र जैसे प्रन- 
जान मे ही उसकी शीतलता ले लेता है उसी ग्रकार चुपचाप शिक्षित 
महिला-समाज ने पुरुष-समाज की दुर्बलताएँ आत्मसात्‌ कर ली हैं और 
अब वे उनकी दुरवस्था मे ही चरम सफलता की अतिछाया देखने लगी है | 

हमारे सारे हुगु ण अपने वाल-रूप में बड़े प्रिय लगते हैँ । छोटे से 
अब्ोध वालक के मुख से फीका कूठ भी मीठा लगता है; उसकी स्वार्यपरता 
देखकर हँसी आती है, परन्तु जब्र वही बालक सबोध द्वोकर अपने कृठ 
और स्वार्थपरता को भी बढ़ा कर लेता है तत्र दम उन्हीं शुणों पर आय 
बहाने पडते हैं| द्रिंद्र माता जन झनेक परिश्रमों ते उपार्जित घन या 
प्रचुर अश व्यय कर अ्रपनी विद्यार्थिनी वालिका फो गदू के 7तर कारणों 
से घुणा तथा बिन्हें ऐसी सुविधा नहीं मिली है उनके प्रति उपेक्षा प्रकट 
करने देखती है तत्र उसे आत्मसन्तोप की प्रसन्नता हो सकती है, परन्तु 

'जब वही बालिका बड़ी तथा शिक्षिता होकर अपनी माता तथा उसके 

समाज के अति अनादर दिखाने का स्वमाव 3्ना लेती है तय सरभय £ 
उसे पहली-सी प्रसन्नना न द्वोती दो । 

आज हमारे हृटसों मे शताब्दियों से झ॒प्त विद्रोट जाग उठाती । शसे 
समय हमारा इष्ट स्वत्तन्मता है जिसके दारा हम शने जंग लगे हुए पन्‍्य 


प्र 


की कड़ियाँ १४३ 


को एक ही प्रयास में काट सकती हैं। इसके लिए. शिक्षा चाहिए, ड्से 
चाहे किसी भी मूल्य पर क्रय करना पड़े, पर्ठु आज वह हमें महँगी न 
लगेगी, कारण वह हमारे शक्ति के, बल के कोष की कुल्ली है। वही उस 
व्यूह से निकलने का द्वार है जिसमे हमारे दुर्भाग्य ने हमें न जाने कब्र से 
घेर रखा है । घर जलते समय उसमें रहने वाले किसी भी मार्ग से चाहे 
वह अच्छा हो या बुरा बाहर, निकल जाना चाहते हैं, उस समय उनका 
प्रवेश-द्वार से ही अभि के बाहर जाने का प्रणु॒ उपहासास्पद ही होगा | 
परन्तु निकलने के उपरान्त यदि वे मुड़कर भी न देखे, ज्वाला से घिरे हुए. 
अन्य क्ुलसने वालों के आतंनाद की ओर से कान दन्द कर ले, उन्हें किसी 
प्रकार मी सहायता न दें तो उनका स्वतन्त्र, शीतल वायुमण्डल में श्वास 
लेना व्यर्थ होगा और उनके इस व्यवहार से मनुष्यता भी लजा जायगी | 
हमारे वर्तमान महिला-समाज की अवस्था भी कुछ-कुछ ऐसी ही है। 
जिन्हें बन्‍्वनों से मुक्ति के साधन शिक्षा के रूप में मिल गये हैं उनके 
जीवन के उद्देश्य ऐसे निर्मित हो गये हैं जिनमे परार्थ का प्रवेश कठिनता 
से हो सकता है और सेवा की भावना के लिए, तो स्थान ही मिलना सम्भव 
नहीं | जब्र इतनी शिक्षा के उपरान्त भी पुरुषों में शिक्षित व्यक्तियों की 
सख्या नगण्य है तत्र अविद्या के साम्राज्य की स्वामिनी खियों के विपय 
में कुछ कहना व्यर्थ है। यदि उनमें किसी प्रकार एक प्रतिशत साक्षर 
निकल आये तो उस एक के मस्तक पर शेष निन्यानवे को मार्म दिखाने 
का भार रहेगा यह न भूलना चाहिए। जब्र एक कार्य करनेवालों की 
संख्या अधिक होगी सब्र पर कार्गण्मार हल्का होगा परन्तु इसकी विपरीत 
दशा में अल्प व्यक्तियों को अधिक गुरु कर्तव्य स्वीकार करना ही पड़ेगा | 
हमारे यहाँ कुछ विद्या्थिनियों प्राथमिक शिक्षा के उपरान्त ही 


१४४ आर खला 


अध्ययन का अन्त कर देती हैं, कुछ माध्यमिक के उपरान्त | इनमें ' 
से कुछ इनी-गिनी विद्यार्थिनियों उच्च शिक्षा के उस ध्येय तक पहुँच 
पाती हैं जहाँ पहुँचने के उपरान्त उनकी इच्छा और शक्ति दोनों ही उत्तर 
दे देती हैं। यदि निरीक्षक की दृष्टि से देखा जाय तो ये तीनों सोपान 
मनुष्य को विशेष उन्नत नहीं बना रहे हैं। जिन्हें प्राथमिक शिक्षा देने 
का हम गर्व करते हैं उन बालिकाओं को ऐसे वातावरण में, जो उनके 
मानसिक विकास के लिए अनुपयुक्त है, ऐसे शिक्षकों-द्वारा शिक्षा मिलती 
है जो उन्हें जीवन के उपयोगी सिद्धान्तों से भी अनमिश रहने देते हैं । 
इस अभाव में मनुष्य के पारिवारिक तथा सामानिक जीवन का पु ही 
जाना अवश्यम्मावी है। अशिक्षिताओ में मूखंता के साथ सरलता, 
नम्रता आदि गुण तो मिल जाते हैं परन्तु ऐसी साक्षर महिलाओं के द्वाथ, 
अपने सारे गुण देकर अच्तरशान या दो-चार भलले-बुरे उपन्यासो के पागयण 
की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं आता | जिनकी फ्रेवल प्राथमिक 
शिक्षा सीमा है जब्॒तक उनका वातावरण उपयुक्त तथा शिक्षुकर्ग ऐसे 
न हों जो उनके समवेदनशील कोमल छदय पर अच्छे सत्यार द्वाल 
सकें, उनके सुखमव भविष्य के निर्माण के लिए सिद्धान्तों की मुटदु 
नींव डाल सके, उन्हें मनुप्यता की पदली सीढी तक पहुँचा सके तवपेक 
अच्षरुशन केवल अज्चर-शान रहेगा। जीने के लिए ही शिक्षा की 
श्रावश्यकता है परन्तु जो व्यक्ति बीना ही नहीं जानता उसमे न संसार 
को कुछ लाभ हो सकता दे और न वह शिक्षा का कोई सहुपयोग ही कर 
पाता है । 

हमारे बाल्यकाल के संस्कार द्वी जीवन का भ्येय निर्धारित करते है 
झतः यदि शैशव में दमारी सन्तान ऐसे व्यक्तियों की छाया में शान 


की कड़िय १४४ 


प्रां करेगी जिनमें चरित्र तथा सिद्धान्त की विशेषता नहीं है जिनमें- 
सस्कारजमित अनेक दोष हैं तो फिर विद्यार्थियों के चरित्र पर भी उसी 
की छाप पड़ेगी और भविष्य में उनके ध्येय भी उसीके अनुसार स्वार्थ 
मय तथा अस्थिर होंगे। शिक्षा एक ऐसा कर्तव्य नहीं है जो किसी 
पुस्तक को प्रथम पृष्ठ से अन्तिम पृष्ठ तक पढ़ा देने से ही पूर्रा हो जाता 
हो, वरन्‌ वह ऐसा कतंव्य है जिसकी परिधि सारे जीवन को घेरे हुए है 
और पुस्तकें ऐसे साँचे हैं जिनमें ढालकर उसे सुडौल बनाया जा 
सकता है | 

यह वास्तव में आश्चर्य का विषय है कि हम अपने साधारण कार्यों 
के लिए, करनेवालों में जो योग्यता देखते हैं वेसी योग्यता भी शिक्षको 
में नहीं हूं ढंते | जो हमारी बालिकाओं, मविष्य की माताओं का निर्माण 
करेंगे उनके प्रति हमारी उदासीनता को अक्षम्य ही कहना चाहिए। _ 
देश विशेष, समाज विशेष तथा सस्कृति विशेष के अनुसार किसी के 
मानसिक विकास के साधन और सुविधाएं उपस्थित करते हुए: उसे 
विस्तृत ससार का ऐसा ज्ञान करा देना ही शिक्षा है जिससे वह अपने 
जीवन में सामज्जस्य का अ्रनुभव॒ कर सके और उसे अपने क्षेत्र विशेष 
के साथ ही बाहर भी उपयोगी बना सके | यह महत्वपूर्ण कार्य ऐसा 
नही है जिसे किसी विशिष्ट सस्क्ृति से अनभिश चश्चबलचित्त और शिथिल 
चरित्रवाले व्यक्ति सुचारु रूप से सम्पादित कर सके। 

परन्ठु प्रश्न यह है कि इस महान्‌ उत्तरदायित्व के योग्य व्यक्ति 
कहाँ से लाये जावें। पढी-लिखी महिलाओं की सख्या उ गलियों पर 
गिनने योग्य हे और उनमें भी भारतीय सस्कृति के अनुसार शिक्षिताएँ 
बहुत कम हैं | जो हैं भी उनके जीवन के ध्येयों में इस कतेंब्य की 


१४६ अर खल्ा 


छाया का अवेश भी निपिद्ध समझा जाता है । कुछ शिक्षिकायर्ग को 
उच्छुद्डलता समझी जाने वाली स्वतन्तता के कारण और कुछ अपने 
सड्ीयण दृष्टिकोश के कारण अन्य महिलाएँ अ्ध्यापन कार्य तथा उसे 
जीवन का लक्ष्य बनानेवालियो को अवजा और अनादर की हृष्टि से 
देखने लगी हैं, अतः जीवन के आहि से झन्‍्त तक कभी किसी अ्रवकाश 
के छण में उनका ध्यान इस आवश्यकता की श्रोर नहीं जाता जिसकी 
पूर्ति पर उनकी सन्तान का भविष्य निर्भर है । 

प्राथमिक शिक्षा की शिथिल, अ्रस्थिर नींच पर जत्र माध्यमिक शिक्षा 
का भवन निर्मित होता है तब उसकी भव्यता भी स्थायित्व से शून्य और 
उपयोगरहित रहती है | जिन गुणों को लेकर भारतीय सी भारतीय रह 
सकती है वे तब तक प्रातःकालीन नक्षत्रों की तरह भड़' चुके होते हैँ था 
विरल रद जाते हैं | जिसे उच्च शिक्षा कहते है वद् जीवन के प्रति कही 
चरम असन्तोपष मार बन जाती है और कीं कुछ आवश्यक सुविधाश्रों 
की प्राप्ति का साधन | यटि क्टु सत्य कहा जाय तो केवल दो दी प्रकार 
की महिलाएं उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होती हैं; एक वे जिन्हें पुरुषों 
के समान स्वतन्त्र जीवन-निर्वाह् के लिए उपाधि चाहिए और दूसरी वे 
जिनका ध्येय इसके द्वारा विवाह की ठुला पर अपने आपको शुद्ध बना 
लेना है | इसके द्वारा वे सुगमता से ऐसा पति पा सकती हैं जो धत 
तथा विद्या के कारण उन्हें सत्र अ्रकार की सामाजिक संविभाएं बिना 
प्रतिदान की इच्छा के दे सकता है और वे श्राउरप्ण झुछ का ऐसा 
जीवन व्यतीत फरने को स्वतन्त्र हो जाती दें. जिस पर कर्तव्य की घूमिल 
छाया और त्याग का भार नहीं पड़ता । 

जो केंगबल जीविका के लिए, स्वायलम्बन के लिए, ऐसी शिवा 


की कड़ियाँ १४७ 


चाहती हैं वे मी इन्हीं के समान अपनी विद्या बुद्धि को धन के साथ 
एक ही तुला पर तोलने में उसकी चरम सफलता समम लेती हैं, जो 
उनके कर्तव्य को भी कहीं-कहीं अकतंव्य का रूप दे देता है। केवल 
मनुष्य बनने के लिए, जीवन का अर्थ और उपयोग समझने के लिए 
कौन विद्या चाहता है, यह कहना कठिन है| हम केवल कारये से कारण 
की गुरुता या लघुता जान सकते हैं | यदि वास्तव में इन सब की 
शक्तियों का सर्वतोन्मुखी विकास होता, यदि ये हमारी सस्कृति की 
रक्षक तथा भविष्य की निर्माता होतीं तो क्या इन्हें खिलौनों का सा सार- 
शुन्य आडम्बर शोभा देता! जब इनके द्वार पर भविष्य की विघता 
सनन्‍्तान प्रतीक्षा कर रही है, मानवता रो रही है, देव गर्ज रहा है, 
पीड़ितों का हाहकार गूज रहा है, जीवन का अभिशाप बरस रहा है, 
तब क्या भारत की नारी दर्पण के सम्मुख पाउडर और क्रीम से खेलती 
होतीं ! इस भूखे देश की मातृशक्ति को शज्ञार का अवकाश ही कहाँ 
है ! हमारे यहाँ सनन्‍्तान का अभाव नहीं है, अभाव है माताओ का ! 
अनाथालय भरे हैं, पाठशालाएं पूर्ण हैं और फिर मी एक बहुत बड़ी 
सख्या में बालक-बालिकाए अनाथ की तरह मारे मारे फिर रहे हैं | यदि 
हममें से कुछ स्वय माता बनने का स्वप्न देखना छोडकर इन्हीं की माता 
बनने का, इन्हें योग्य त्रमाने का ब्रत अहण कर ले, इन्हें मनुष्य बना 
देने में ही अपनी मनुष्यता को सार्थक समर लें तो भविष्य में किसी 
दिन इनके हारा नवीन रूप-रेखा पाकर देश, सुमाज, सब आज की 
नारी-शक्ति पर श्रद्धाज्षलि चढाने में अपना गौरव समर्मेंगे, इनके त्याग 
के इतिहास, इतिहास को अ्रमरता देंगे | 

कार्य का विस्तृत क्षेत्र तथा इनकी सख्या देखते हुए इममें पे 


१४८ शाखला 


प्रत्येक को, जिसे कुछ भी व्यावहारिक शान प्राप्त करने का सुझबसर 
मिल सका है, अनेक मूक पशु के समान अपनी आवश्यकताओं को 
स्वयं न बता सकनेवाली शहों में बन्द कुलीनाओं, दिन भर कठिन 
परिश्रम करने के उपरान्त भी अपनी तथा अपनी सन्‍्तान की क्तुधा- 
निवारण के हेतु अन्न न पानेवाली श्रमजीविनियों तथा समाज के श्रमि- 
शापों के भार से दबी हुईं-आहत निर्दोष युवतियों का प्रतिनिधि भी 
बनना होगा और उनकी सन्तान के लिए, दूसरी माता भी | 

प्रश्न हो सकता है कि क्या हमारे शिक्षित भाई भी ऐसा कर रहे 
हैं ? यदि नहीं तो केवल शिक्षित महिलाशों से, जो उनकी रुख्या के 
सम्मुख नगण्य कही जा सकती हैं, क्‍यों ऐसी ऊँची श्राशाएं की जाती हैं | 

इसमें अतिशयोक्ति नहीं कि हम जिस मार्ग पर शअ्रग्नतर हो रही हैं, 
शिक्षित पुरुष-समाज की एक बहुत बढ़ी संख्या उसके दूसरे छोरतक 
पहुँच चुकी है, परन्तु यह आवश्यक नहीं कि गिरनेवाले को संख्या 
अधिक होते पर सत्र उन्हीं का अनुकरण करे और जो खड़ा रहना चाहे 
वह मन्दबुद्धि समझा जावे | प्रचुर धनव्यय करके जो दुर्बल, अशक्त, 
उपाधिधारी वेकार घूम रहे हैं क्या केबल वे ही शिक्षित महिलाश्ों फे 
आदर्श बने रहने के अधिकारी हैं, श्रन्य नहीं ! यदि उन्हीं के चरण- 
चिन्हों का अ्नुकरण करते-करते कालान्तर में हमारी भी बहीद्रशा 
हो जावे तो क्‍या बह किसी के लिए. गौरव का कारण बन सकेगी 
निश्चय हो नहीं | ईसके अतिरिक्त उनका इस परित्यिति की बन्दिनी वन 
जाना समाज के लिए और भी बड़ा दुर्भाग्य तिद्ध द्ोगा । जाति अनेक 
आपत्तियों को सह कर जावित रद सकती है, परन्तु मातृत्व का अभिशाप 
सटकर जीना उसके लिए. सम्मव नहीं। व्यक्ति जिस गोद में जीवित 


की कड़ियाँ १४६ 


रहने की शक्ति पाता है, अनेक वूफानों को मेलने की सहिष्णुता और 
हढतो का पाठ पढ़ता है उसका अ्रभाव उन शक्तियों का, शुशो का 
अभाव हैं जिनकी उसे प्रति पद अवश्यकता पड़ेगी । 

अतः आज जो परिस्थिति दूर होने के कारण उपेक्षणीय लगती है वह 
किसी दिन अपनी निकटता के कारण असह्य तथा सबके लिए डुर्वह हो 
उठे तो कोई विशेष आश्चर्य की बात न होगी । प्रत्येक वस्ठ॒, प्रत्येक गुण 
के साथ सीमा है, जिसका अतिक्रमण उस वस्तु के उस शुण के उपयोग 
को न्यून या विक्ृत कर देता है | प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रता आर बन्धन 
दोनों चाहिए, स्वार्थ तथा परार्थ दोनों की आवश्यकता है, अन्यथा वह 
जीवन्मुक्त होकर भी किसी को कुछ नहीं दे पाता । 

अवश्य ही इममें से जो योग्य हैं उनका प्रत्येक क्षेत्र में जाना उप- 
योगी ही सिद्ध होगा, यदि वे अपने उत्तरदायित्व को समभती हुईं तथा 
उस ज्षेत्र में कार्य करने वाले पुरुषों को दुर्बलताओं से शिक्षा लेकर उन 
न्यूनताओं को पूर्ण करती हुईं काय कर सके | इससे उनका जीवन का 
अनुभव सर्वाज्नीण तथा विस्तृत होगा और उस वातावरण में अधिक 
सहानुभूति और त्याग की भावना पनप सकेगी, परन्तु जहाँ ये अपनी 
विशेषताओं को, सहज ग्राकृतिक गुणों को विदा देकर केवल पुरुषों का 
असफल झनुकरण करने का ध्येय लेकर पहुँचती हैं वहाँ स्वार्थ और परार्थ 
का ऐसा विद्रोह आरम्म हो उठता है जिसे शान्त करना उनकी शक्ति के 
बाहर की बात है । । 

उदाहरण के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक पुरुष अपनी स्वभाव-सुलम 
कठोरता से असफल रह सकता है, परन्तु माता के सहन स्नेह से पूर्ण 
हृदय लेकर जब एक सत्री उसी उमग्रता का अनुकरण करके अपने उत्तर- 


॥ शा खला 


दाचित्व को भूल जाती है तत्र उसकी स्थिति दयनीय के अ्रतिरिक्त और 
कुछ नहीं रहती | जिस स्वभाव से वह पथ-प्रदर्शः चन सकती थी उसी 
को जब वह दूसरों की दुर्बलता के बदले में दे डालती है तभी मानों 
उसके विकास और उपयोग का द्वार रुद्ध हो जाता है । 
हमारी अनेक जाग्रत बहिने चिकित्सा के ज्षेत्र में कार्य कर रही हैं, 

परन्तु उनमें से प्रायः अ्रधिकाश पुरुष चिकित्सकों की हृदयहीनता सीख- 
सीख कर उसमे इतनी निपुण हो गई है कि अ्रत्र उनके लिए जीवन का 

कोई मूल्य ऑक लेना कठिन ही नहीं, असम्भव-सा है। एक डाक्टर 
महिला ने तो किसी दरिद्व बृृद्धा ञ्रीकी पुत्री को देखने जाना तमतक 
अस्वीकार किया जन्नतक उसने पहले उनकी फीस का प्रबन्ध करके उसे 
उनके पास जमा न कर ठिया, परन्ठु इस अगन्ध में इतना समय लग गगा 
कि जत्र वे पहुँची तथ उस इद्धा की असमय में माता बनी हुई पुत्री अपने 
नवजात शिशु के साथ दूसरे लोक के लिए प्रत्यथान कर चुकी थी | ऐसी 
कौन ती होंगी जिसका रोम-रोम इस सत्य का श्नुभव कर कॉप न उछगा 
कि हमारे हृदय का एक-एक कोना धीरे-धीरे पापाण हुआ ना रदा ६ | 
हमारे स्वतन्त्र होने को, शिक्षित होने की, समस्या तो दे ही, उसके साय- 
साथ यह नई समस्या उत्पन्न हो गई दै कि कहीं हमारा शिक्रित वृष 
स्वतन्त्र जीवन पत्ाघात से पीड़ित न हो जावे | स्वच्छुल्द, नीवन-विपयक 
उपयोगी जान से युक्त व्यक्ति का उत्तरदायित्व गुरुतर और कार्यद्ीत मिस्तृत- 
तर है, इसे हमें न भूल जाना चाहिए । अपने व्यक्तित्व की सही सीमा 
तो सभी को परे है और स्वार्थ तक तो सभी की दृष्टि परिमित है । 

ज्ञान के वास्तविक श्रर्य में जानी, शिक्षा के सल श्र्थ में शिक्तित 

द्दी व्यक्ति कहा जायगा जितने अ्रपनी सद्लीर्ण सं।मा को विष्दृत, श्पने 


की कड़ियाँ १४१ 


सड्जीर्ण दृष्टिकोण को व्यापक बना लिया हो | एक शिक्षित व्यक्ति से 
अनेक अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, गन्तव्य मार्ग की ओर 
संकेत और उसकी कठिनाइयों को सहने का साहस चाहते हैं, उसकी 
शक्ति ही नहीं, दुर्बलता का भी अनुकरण करने में अपनी सफलता 
समभते हैं और उसके दुगुणों को आत्मसात्‌ कर गे का अआनमक 
करते हैं । 


श्र खला 


[२] 


शताबन्दियों से हमारी सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार एकरूपिणी चली 
आ रही है कि अत्र हम उसका अस्तित्व भी भूल चले हैं, उसके वन्धनों 
की चुटियों और उनके परिहार की श्रोर ध्यान जाना तो दूर की बात है । 
कदाचित्‌ परिहार की आवश्यकता भी नहीं थी, कारण नवीन परिस्थितियों 
| में ही प्राचीन की अपूर्णता का अनुभव और उसे नवीन साधनों-द्वारा 
अधिक सामञस्वपूर्ण बनाने की इच्छा का जन्म हो सकता है। युगों से 
जब हमारे सामाजिक वातावरण पर प्ररिवर्तन की छाया दी नहीं पड़ी उसमें 
नव-जीवन का स्पन्दन होना ही रुक गया, तब सुविधा-अ्रमुविधा, पूर्णता- 
अपूर्यता मी अर्थदीन हों गई । जीवित तथा चलते हुए व्यक्ति को मार्ग 
भी चाहिए, बैठने को छंद भी चादिए और लेने, विश्वाम करने के लिए 
स्थान फी भी आवश्यकता होती है, परन्तु जो शव दे उसे जिस श्रवस्थां 
. में जीवनी शक्ति छोड़ जाती है उसी में नध्ट दोते तक या पुनर्वीवन पाने 
तक मिश्चेष्ट पढ़ा रहना पडता है; उसे जीवित व्यक्ति के लिए श्रावश्यक 
सुविधाओं का करना दी क्या दे ! 
अब कुछ दिनों से पुनर्जीबन के जो चिन्ह व्यक्तियों श्रीर उनके द्वारा 


की कड़ियों १४३ 


समाज में दिखाई पढ़ने लगे, उन्हीं के कारण हमें पहले-पहले युगों के 
उपरान्त, अपनी सामाजिक सुविधाओं-अस॒विधाओं का भान हुआ । 

सारी सामाजिक व्यवस्थाओं का प्राण, उसको रूप-रेखा का आधार, * 
समाज के प्रधान अज्च जी तथा पुरुष का सामझस्यपूर्ण सम्बन्ध ही हे, 
जिसके बिना किसी भी समाज का ढोंचा बालू की भित्ति के समान दह 
जाता है । वे दोनों यदि एक दूसरे को ठीक-ठीक समर लें, अपनी अपनी 
त्रुटियों ओर विशेषताओं को द्ृदयद्भम कर ले तो समाज का स्वरूप सुन्द्र 
दो जाता है, श्रन्यथा उसे कोई, दूसरे उपाय से भव्य तथा उपयोगी नहीं 
बना पाता | उस युग-विशेष को छोड़कर, जन्न त््रियों विद्वत्सभाश्रों में 
चैठने तथा शास्रार्थ करने योग्य भी थीं, अब तक सम्मवतः स््री तथा पुरुष 
यदि कभी तनिक भी निकट आ सके तो केवल पति पत्नी के रूप में और 
उस सम्बन्ध में भी एक ने दूसरे को अप्निकार-द्वारा समभने का प्रयत्न 
किया । अन्य सम्बन्धों में या तो अत्यधिक श्रद्धा और संकोच का भाव 
रहा या उपेक्षा और अ्रनादर का, जिसने त्री के स्वभाव को समभने ही 
ने दिया । 

वास्तव में क्री केवल पत्नी के रूप में ही समाज का अज्ञ नहीं है, 
अतः उसे उसके भिन्न-भिन्न रूपों में व्यापक तथा सामान्य गुणों द्वारा हो 
समभना समाज के लिए आवश्यक तथा उचित है। 

आज की हमारी सामाजिक परिस्थिति कुछु ओर ही है | ञ्ञी न घर 
का अलकार मात्र बनकर जीवित रहना चाहती है, न देवता की मूर्ति बन 
कर प्राण-प्रतिष्ठ। चाहती है । कारण वह जान गई है कि एक का अर्थ अन्य 
की शोभा बढ़ाना तथा उपयोग न रहने पर फ्रेंक दिया जाना हे तथा दूसरे 
का अभिप्राय दूर से उस पुजापे को देखते रहना है जिस उसे न देवर उसी 


५ शखला 


के नाम पर लोग बॉट लेगे । आज उसने जीवन के प्रत्येक ज्ञेत्र मे पृद्प 
को चुनौती देकर अपनी शक्ति की परीक्षा देने का प्रण किया है और 
उसी में उत्तोर्ण होने को जीवन की चरम सफलता समभवी है | 

परन्तु क्या ऐसे जादृति के युग से भी समाज के उन आवश्यक खज्लों 
में, जिन्हे शिक्षा के सुचारु सोचे मे ढाला गया है, सामम्जस्प उत्तन्न हो 
सका है ? कदाचित्‌ नही ! प्रतिदिन हम जो सुनते तथा देखते रहते हैँ उसे 
सुनते और देखते हुए कौन मान लेगा कि श्राज का हमारे समाज का 
वातावरण अधिक शान्ति और सामज्जस्यमय हो सका है। स्त्री के जिए 
एक दुर्वह बन्धन घर में है और उससे असझ्य दूसरा बाहर यह न मानना 
असत्य ही नहीं, अपने प्रति तथा समान के प्रति अन्याय भी होगा। यह 
अस्वामाविक स्थिति हमें तथा आगामी पीढ़ियो को कहाँ से कहाँ पहुँचा 
देगी, यह प्रश्व प्रायः मन में उठकर फिर उसी में विल्ञीन हो जाता है, 
क्योंकि हम अपनी त्रुटियों को सम्मुख रखकर देखने का साहस द्वी अपने 
भीतर सम्जित नहीं कर पाते | यदि कर पाते तो इनका दूर दो जाना भा 
अवश्यम्मावी था | त्लियो की अनेक समस्यात्रों का सुलक पाना तो दूर 
की बात है, साधारण जीवन में उनके साथ कैसा शिष्टाचार उचित गा 
इसका निर्साय भी अत तक न हो सका । यदि रूढियों का अवल्म्ध लेगे 
वाली बहिनें गद्दों में अनेक यन्त्रणाएँ रो-रोकर मह रही हैं तो बन्पनों को 
तोड फेकने वाली विदुपियों हर असख्य अपमानों का [त्रधिचल लक्य 
बन कर उससे भी कठिन श्रग्निपरीज्षा मे उत्तीर्ण होने की आशा में मिच्या 
हैंसी हँस एद्दी हैं | इस विपय पर बहुत चर्चा हो लुरी है, आवर्यत-खना- 
वश्यक दोनों, परन्तु इससे समस्या के समाधान विपयक व्यावहारिक उपाय 
मिल सकना उतना सहन नहीं है बितना मायः समझे लिया जाता $£ | 


की कड़ियाँ १४४५ 


इस समंयाका वातावरण इतना कुदराच्छुन्न सा जान पड़ता है जिसमें गतव्य 
मार्ग:छोड़ः लेने' में समय तथा सावधानी दोनों की आवश्यकता है । इतने 
दीर्घकाल 'क्ले'उपरान्‍्त अचानक ही युवक-युवतियो में, एकत्र होने कां, 
एक दूसरे के सम्पर्क में आने का सुयोग पाकर ऐशवी किकर्तव्य-विमूढुता 
जोग उठी है जो उन्हें कोई मार्ग, शिक्षचार की कोई रूपरेखा, निश्चित 
नहीं करने देती | इसके समाधान के लिए, इस सम्बन्ध में अधिक साम॑- 
ज़स्प लाने के लिए न तो बलप्रदर्शन वाला उपाय सहायक होगा, न॑ ल्री- 
पुरुष का भावना-हीन, अपने स्त्री या पुरुष होने की चेतना से (8७% 
(0008507स्‍878५०) रहित होकरश्पने आपको समाज का अ्रद्धमात्र समझ 
लेना ही। एक मनुष्य से नीचे का उपाय है, दूसरा उसमे बहुत ऊपरूका | 

सत्रीकी ख्रीत्व को भावना तथा पुरुष की पुरुषत्व की भावना इस 
उच्छुड्ल व्यवहार के लिए उत्तरदायिनी नहीं ठहराई जा सकती और उस 
चेतना को दूर कर सकना उसी प्रकार सम्भव है जिस प्रकार किसी वस्तु 
को उसके रघ्च-रूप तथा अन्य इन्द्रियग्राह्म गुणों से रहित कर उसे उसके 
सारत्व में देखना | यह भी दार्शनिक का कार्य है और वह भी | सर्व- 
साधारण से यह आशा दुराशा ही सिद्ध होगी । इसके अतिरिक्त यह भी 
न भूलना उचित होगा कि जिम्त प्रकार इस भावना ने कभी-कभी पशुत्व 
को जागुत किया हे उसी प्रकार कभी-कभी इसने मनुष्य को महान से 
महान त्याग की अन्तिम सीढ़ी तक भी पहुँचाया है । नारे नारीत्व की 
सजग चेतना से समाज के वातावरण में अधिक से अधिक स्निग्घता ला 
सकती है और पुरुष इसो से अधिक से अधिफ़ शक्ति | उसमे सामझस्य 
लाने'के लिए उन्हें गाड़ी के निर्बीब पह्िियों या चारपाई के पायों के समान 


अपने आप को समाज के अद्भमात्र समझने की आवश्यकता नहीं है और 
१२१ 


१५६ श््खता 


ने यह शान, ऐसी वीतराग जाश॒ति सामूहिक रूप में सम्भव ही है । स्त्री 
या पुरुष की इस चेतना से द्वानि तत्रतक नहीं हो सकती जब्तक उनमें 
सहयोगी के स्थान में भक्त॒क भक्त्य, मोगी-मोग्य का विक्ृत भाव नहीं आ 
जाता । इस भाव ने सदा से हमारा अपकार किया है, करता जा रहा है 
और करेगा, यदि इसका विष हमारी नसों में धचपन से ही प्र/व2 क्षर 
दिया जायगा । हमे ऐसे स्वस्थ युवक चाहिए बिनमें ज्वराक्तान्त की न 
बुमनेवाली, जल के स्वाद को विक्ृत कर देने वाली प्यास न हो, जो रोग 
का चिह-मात्र दे, वरन्‌ स्वास्थ्य की आवश्यकता, साधन तथा स्थान का 
शान हो, जो विकास का कारण है। 

हम अपने समाज में कुछ बुरे, आचरण-भ्रष्ट व्यक्तियों पर दमन 
नीति का प्रयोग कर सकते हैँ, अपनी बहिनों को उनके सम्पर्क से दूर 
रख सकते हें, परन्तु यही उपाय हमारे शिक्षित, भविष्य के विधाता, 
युवकों की अ्शिष्टता समझो जाने वाली शिष्टता का प्रतिकार न कर 
सकेगा । 

इस अप्रिय वातावरण में दूसरे को दोष दे लेना बहुत सहन ऐ 
और एक प्रकार से स्वामाविक भी, क्योंकि स्वभाव से मनुष्य श्रपनी 
ज्रुटियों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने का इच्छुक नहीं होता । 

वास्तव में यदि निरपेक्ष दृष्टि से तटत्थ की भाँति देखा दाते दो ?' 
परिस्थिति के थुगों से सगदोत्त होते रहने वाले श्रनेक प्रऊुद श्रमस्द कारण 
जान पड़ेगे, जिनकी सामूहिक शक्ति का परिणाम हमारे समाज में श्र्नेक- 
रूपिणी विकृति उत्पन्न करता जा रद है । 

इमारी सस्कृति ने दवा के क्षणों में पुरुष को स्री से कितनी दूर रहने 
का आदेश दिया था यह इसी से प्रकट दो जाता दे कि अद्वाचारी का 


की कड़ियाँ १५७ 


चित्र में स्री-दर्शन भी वर्ज्च॒ तथा एकान्त में माता की सन्निकटता भी 
अल्लुचित मानी गई | भारत वैराग्यमय सयम-प्रधान देश है, अतः दुर्बल 
पुरुष को इस आदर्श तक पहुँचने के लिए. उसके और प्रमुख प्रलोमन 
स्री तथा स्वर्ण के बीच में जितनी ऊँची प्राचीर बना सकना सम्भव था, 
बना दी गई । 

सम्भव है इन सब के पीछे एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि रही हो, एक 
एक ठिद्धान्त रहा हो, परन्तु जब्र कालान्तर में हम उसे भूल गये तब 
जैसा कि प्रायः होता है, अर्थह्ीन प्रयोग की रक्षा अनुपयुक्त वातावरण 
में भी दृढता से करते रहें | बदली हुई परिस्थितियों मे इस सिद्धान्त ने 
स्री-पुरष के बीच ऐसी अग्निमय रेखा खींच दी जिसके उस पार 
भोकना कठिन तथा दुष्साइसपूरा कार्य हो गया । ऐसे अस्वाभाविक 
वातावरण में प्रत्येक बालक-वालिका को पल कर बड़ा होना पड़ता है और 
उनके भ्रत्नोध मन में एक-दूसरे को जानने के कुतूहल के साथ-साथ 
जानने का अनौचित्य भी समाया रहता है । गृह और समाज दोनों उन्हें 
इतनी दूर रखना चाहते हैं जितनी दूर रह कर वे ,एक दूसरे को विचित्र 
स्वम्नलोक,की वस्तु समझने लगें | एक सड्ढीण' सीमा में निकट रहते हुए, 
भी पिता-पुत्री, भाई-नहिन अपने चारों ओर मिथ्या संकोच की ऐसी द्ढ़ 
मित्ति खड़ी कर लेते हैं जिसे पार कर दूसरे के निकट पहुँच पाना, उनकी 
विभिन्नतामयी प्रकृति को समक्त लेना अरसम्भव हो जाता है; यही नहीं, 
समझने का प्रयास अनुचित और उस दूरी कों और अ्रधिक बढ़ाने की 
इच्छा स्तुत्य मानी जाने लगी है | 
... हमारे यहाँ सुशीला कन्या वही कही जायगी जो अपने भाई या पिता 
के सम्मुख मस्तक तक ऊँचा नहीं करती और सुशील पुत्र वही जो विवाह 


चर 


श्ष्प श्'खल 
तक बहिन तथा अन्य सम्बन्धियों से चहुत दूर रहना जानता है| इसकी 
प्रतिक्रिया, लण्बा तथा क्षोभ से रुला देने वाली प्रतिक्रिया, हम बाहर के 
उन्मुक्त वातावरण में सम्पर्क में)आने वाले थुवक-युवतियों के व्यवहार 
में देखते हैं। णह के वातावरण से निकल कर जम्र वे एक दूसरे को 
कुछ निकट से देखने का अवकाश तथा सुविधा पा लेते हैं तब्र उसके 
दो ही परिणाम सम्भव हैं--या तो वे एक दूसरे को स्वर्गीय बस्तु समझ 
कर निकट आ सके या जानने के कौतूहल में उस निर्वारिता रेखा का 
उल्लंघन कर जावें | प्रायः होता दूसरा ही परिणाम है, परन्तु उसके 
लिए, किसी को दोप देना व्यर्थ होगा। प्रायः युवकों के संस्कार उन्हें. 
ऐसी समीपता का अनौचित्य बताते रहते हैं तथा जानने की इच्छा श्रागे 
बढ़ाना नहीं रोकती, फलतः वे इस प्रकार अनदेखा कर देखना चाहते 
हैं जिसे हम अशिष्टता कहेंगे और जिसे देखने में श्रन्य पश्चिमों 
देशों का युवक अपना अपमान समकेगा। युवतियाँ अल्प संख्या 
में ही स्वच्छन्दता से आहर आती जाती हैं, यह उन्हें श्र भी भृम्य्ता 
सिखाता है| अस्वामात्िक वातावरण के अतिरिक्त नैतिकता का अ्रमाव 
भी इस दुरवस्था का कारण कहा जा सकता है आदि से श्रन्त तक 
प्राय, चालकों को न नैतिकता की शिक्षा ही मिलती ह न उनके चरित्र 
के निर्माण की ओर ही ध्यान दिया जाता है, श्रतः दम ऐसे युवक अल्प 
सख्या मे मिलेंगे जिनके जीवन में श्रविचल सिद्धान्त, इध्ट्रूट साइस, 
अदम्य बीरता तथा ख्त्रियों के प्रति सम्मान एवं भ्रद्धा का भाव हो और 
यह सत्य है कि जिस प्रफार वीरता मृत्यु को भी वस्दान बना देने का 
सामर्भ्य रखती है उसी प्रकार कावरता सौबन यो भी जम्माप का रूप 
देने में समर्थ है। आपदशस्ता नारी के सम्मान की रक्ता में मिद्र जाने 


की कड़ियाँ १५६ 


बालों की संख्या नगण्य ही है, परन्ठ अपनी कुचेष्ठाओं से उसका अना- 
दर करने वाले पग-पग पर सिलेंगे | 

आधुनिक साहित्यिक वातावरण में भी विकृत प्रेम का विष इस 
प्रकार घुल गया है कि वेचारे विद्यार्थी को जीवन की शिक्षा की प्रत्येक घूट 
के साथ उसे अपने रक्त में मिलाना ही पड़ता है। कहानियों का आधार, 
कविता का अवलम्ब, उपन्यासों का आश्रय, सब कुछ विकृवत पार्थिव प्रेम 
ही है; जीवन-पुस्तक के और सारे अध्याय मानो नष्ट हो गये हैं, केवल 
यही परिच्छेद बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक पढ़ा जाने वाला है । 

पत्र-पत्रिकाएँ मी स्रीमय होकर ही सफल होने' का स्वप्न देखती हैं 
ओर चित्रपट वाकूपट आदि के विषय में कुछ कहना व्यर्थ ही है। अतः 
चालक-चालिका ज्यों-ज््यों बहते जाते हैं उनका उन्माद्‌ किसी उपन्यास के 
नायक या नायिका का स्थान ग्रहण करने की इच्छा, वास्तविकता को अन- 
देखा कर देने की प्रद्ृति भी उमग्रतर होती जाती है। ग्रायः युवकों की 
अस्वस्थ मनोबृत्ति के पीछे एक विस्तृत इतिहास छिपा रहता है जिसे बिना 
सममे हम इस मनोदत्ति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते | 

अवश्य ही हमारी विवाहादि से सम्बन्ध रखने वाली अपूर्ण सामा- 
जिक व्यवस्था भी इसफे लिए उत्तरदायिनी ठहराई जा सकती है परन्तु 
केवल उसीस सुधार होने से इन भावनाओं में सुधार न होगा । उसके 
लिए. तो हमें एक नवीन वातावरण उत्पन्न करने की आवश्यकता होगी 


लिसमें हमारे चालक-बालिका वय के अनुसार जीवन का सर्वाद्भीण शान 


प्रात्त कर स्वस्थ मनोदृत्तियों वाले युवकन्युवती बनकर कार्यक्षेत्र में 
उतर सके | 


स्वप्न जीवन की मघुरता है तथा प्रणय उसकी शक्ति; परन्तु उनको 


१६० श्र'यत्रा 


यथार्थ समझ लेना जीवन की सम्जोवनी जड़ी है, यह न भूलना चाहिए | 
क्या विकृत होकर अंगूर का शरण को शीतल करने वाला मधुर रस भी 
तीखी, मस्तिष्क को उत्तप्त कर उसमें उनन्‍्माद भर देनेवाली मदिरा नहीं 
हो जाता ! 

एक ही वातावरण में परिवर्दधित होने के कारण बालिकायं का 
मानसिक विकास भी विक्ृकत हुए बिना नहीं रहता, परन्तु यह भी 
अधिकाश से सत्य है कि उनकी मनोदृत्ति, युवकों की मनोइत्ति के समान 
ऐसे उद्धत उच्छुद्ल रूप में अपना परिचय नहीं देती, चादे उनकी 
स्वभाव-सुलभ लह््जा इसका कारण हो, चाहे अन्य सामाजिक बन्‍्धन | 
परन्तु एक दोप उनका ऐसे है जितकी ओट में युवक श्रपन्नी मैतिक 
दुर्बलता छिपाने का प्रवत्त करते हैं और सम्मव है बहुत काल तक 
करते रहें , मनुष्य की वेशमूपा पर उसके बाह्य श्रावरण पर, उसके 
व्यक्तित्व का वैसा ही आलोक पड़ता है जैसा ग्लोच पर दीय शिखा का । 
प्रायः हम ब्राह्म रूप से आन्वरिक विशेषताओं की ओर जा सकते ईं, 
परन्तु इसके विपरीत पहले आरान्तरिक शुर्यों को समझे लेना श्रधिकाश 
व्यक्तियों के लिए कठिन हो जाता है। बाह्य रूप से दम एक को संयमी 
तथा दसरे को जीवन के लिए आवश्यक संयम से खिलवाड़ करने वाला 
उच्छुछ्लल व्यक्ति मान लेते हैं। इसके अतिरिक्त बेष का एक प्रनोवैशनिक 
प्रभाव भी पढ़ता है। वेश्या संन्‍्यासिनी के वेष में अपनी भावभजी में 
वह नहीं व्यक्त कर सकतो जो अपने वेष में कर सकेगी। हर एक संग 
की, झाश्रम वी वेयभूषा छुनने में केवल विमिन्नता दी दृष्टि मे महीं रखी 
गई है उसका दूसरा तथा पहननेवाले के ऊपर पड़ने वाला भ्रव्यक्र 
प्रभाव भी ध्यान में रकखा गया है। झा जिस रुप में इमारी नवशुततिश 


बट 


फी कड़ियाँ _ १६१ 


पुरुष समाज में आती जाती हैं, वह उनका श्रान्त परिचय ही दे सकता 
है। फ़िसी विद्यार्थनी को जिज्ञासु विद्याथिनी मात्र समझ लेना कठिन 
हो उठा है, कारण वह जीवन की गम्भीरता से दूर उच्छ छल तितली 
के रूप में घर से बाहर आती है और प्रायः दूसरों के आकर्षण का केन्द्र 
चनना बुरा नहीं समझती। नवयुवकों के विषय में भी यही सत्य है, 
परन्तु उनमें आकर्षण का गुण अपेक्षाकृत न्‍्यून होने के कारण उतनी 
हानि नहीं होती । बहिनें प्रश्न कर सकती हैं कि क्या दूसरों के लिए वे 
शशज्भार छोड़ कर तपस्विमी बन कर धूमें। इस प्रश्न को कई दृष्टिको्ों 
से देखा जा सकता है। यदि हमारा आडम्बर आत्मत॒ष्टि के लिए है तो 
घर की सीमा तक भी सीमित किया जा सकता है; बाहर स्थान तथा 
समय के अनुसार गाम्मीर्य से आया जाबे | परन्तु यदि यहाँ की युवतियों, 
जहाँ उनके भाइयों में दूषित मनोद्ृत्ति उत्पन्न हो गई है, उनकी असख्य 
वहिने ओऑसुओ्रों से शज्ञार कर रही हैं, जहों उन्हें बाहर, भूला हुआ 
आदर्श स्थापित करना है, भीतर जीर्य सामाजिक बन्धनों को नवीन रूप 
देना है, अपने आपको श्रद्धा तथा आदर के योग्य प्रमाणित करना है, 
ऐसा “श्भार, जो उनके मार्ग में बाधक होता है, छोड़ दें तो क्या प्रलय 
हो जायगा १ 
यदि वे अपने आपको केवल मनोरज्ञन का साधन समझती हैं तब 
तो उनका चित्र बना रहना अच्छा ही है, अन्यथा उन्हें अपने आपको 
चाघाओं के अनुरूप वीर करमे्य अमाणित करना हो पड़ेगा। 
इसके अतिरिक्त उन्हें सदा यह ध्यान में न रखना चाहिए कि ससार 
के सारे पुरुष उन्हें कुद्दष्टि से देखते या देखने का हुस्ताहस कर सकते 
| इर्मे प्रायः अपने विश्वास की छाया ही दूसरों में दिखाई पड़ने लगती 


१६ 


मर 


है | जो स्वय अपना आदर नहीं करना जानता वह दूसरों के सम्मुख अपने 
आपको आदर का पान्न प्रमाणित भी नहीं कर सकता, यह एकान्त सत्य 
है | हमारा आत्मविश्वास के साथ पुरुषों के सम्पर्क में आना तथा किसी 
की वास्तविक कुचेष्ठा को सद्भाव से दूर करने का प्रयत्न कियो भी 
प्रकार के बलग्रदर्शन से श्नधिक स्त॒त्य सिद्ध होगा । परन्तु एक व्यक्ति में 
किसी आत्मिक परिवर्तन के लिए. दूसरे की आत्मा में उससे सौ गुना 
आत्मिक चल चाहिए | 
इस सम्बन्ध में स्त्रियों द्वारा जो कहा जाता हे वह म्रुकलाइट से 
रड्जीन हो जाता है। उन्होंने मिस रूप मे इस समत्या को देखा तथा 
* सुलभाना चाहा है वह अधिक उपयोगी न होगा । हमारे तथा पुरुषों के 
सामझस्यपूर्ण सम्बन्ध पर बहुत कुछ निर्मर है और उस उपाय से विक्ृति 
ही उत्पन्न होगी । आज हम उस विक्ृति के एक रूप से रो रहे हैं, कल 
दूसरे से खिन्न होंगे, परन्तु वह सामजझत्य कहाँ मिलेगा जो समाज का 
जीवन है। हमारी सामाजिक तथा श्रन्त्र व्यवस्थाओं की रूप-रेखा 
चिन्तनशील दाशनिक निर्धारित कर सके हैं और उसके अज्लुसार निर्माण 
का कार्य कमेस्य व्यक्तियों का रहा है । आज भी हमें अपने भविष्य फो 
दालने के लिए उन्हीं से सॉँचा मॉगना होगा, इसमे सन्देश मदी । पृदुष 
भी इसी विषम मार्ग को सम बनाने में सहायक हो सकते हैं, यरद्रि वे नमी 
की च्रुटियों की आलोचना के स्पान में उसकी कढिनाइयाँ देंसने लगे। 
उनकी स्ढीर्णता ने ही बाहर आने बाली स्त्रियों को आावश्पत्सा से 
अधिक सत्य कर दिया है | उन्हें पय-प पर अशिष्ठ प्धिझ मिलते है 
सब्जन कम, श्रतः धोखा खाने की सम्मावना उन्हीं हानाव्यम पद इना 
पद तो विशेष श्ारचर्य की बाते नहीं हे । 


अखला 


समाज ऐसे व्यक्तियों का समूह है, जिन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थों की 
सार्वजनिक रक्षा के लिए, अपने विषम आचरणों में साम्य उत्पन्न करने 
वाले कुछ सामान्य नियमों से शासित होने का समझौता कर लिया है। 

" मनुष्य को समूह बनाकर रहने की प्रेरणा पशु-जगत्‌ के समान 
प्रकृति से मिली है, इसमें सन्देह नहीं, परन्तु उसका क्रमिक विकास 
विवेक पर आश्रित है, अन्ध प्रवृत्तिमात्र पर नहीं। मानसिक विकास के 
साथ-साथ उसमें जिस नैतिकता की उत्पत्ति और बृद्धि हुईं उसने उसे 
पशु-जगत्‌ से सर्वथा भिन्न कर दिया। इसीसे मनुष्य-समाज समूहमात्र 
नहीं रह सका, वरन्‌ धीरे-धीरे एक ऐसी सस्था में परिवर्तित हो गया 
जिसका ध्येय भिन्न-भिन्न सदस्यों को लौकिक सुविधाएँ देकर उन्हें मान- 
सिक विकास के पथ पर आगे बढ़ाते रहना है | 

आदिम युग का मनुष्य, समूह में रहते हुए भी पारस्परिक स्वार्थ 
की विवेचना और उसकी समस्याओं से अपरिंचित रहा होगा । अनु- 
मानतः सामाजिक भावना का जन्म परस्पर हानि पहुँचाने वाले आचरण 
से तथा उसका विकास नवीन स्थानों में उत्पन्न सज्धडन की आवश्यकंता 


समाज और व्यक्ति 


 दश 
ह६३७ 


फीक ड़ियॉँ १६५ 


से हुआ है किसी भी प्राणिसमूह को अपने जन्मस्थान में उतने अधिक 
सज्वठन की आवश्यकता नह होती जितनी किसी नये स्थान में होती है, 
जहाँ उसे अपने आपको नवीन परिस्थितियों के अनुरूप बनाना पडता 
है | यदि उसकी सहजबुद्धि इस एकता की अनिवार्यता का बोध न 
कराती तो इस समूह-विशेष का जीवन ही कठिन हो जाता। मलुष्य- 
जाति जब जीवन के लिए, अधिक सुविधाएं प्रदान करने वाले प्रदेशों 
में फैलने लगी तब उसके भिन्न मिन्न समूहो को अपनी शक्तियों का दृढ़तर | 
सद्भधढडन करने की आवश्यकता ज्ञात हुई, अन्यथा वे नई परिस्थितियों 
और नये शत्रुओं से अपनी रक्षा करने में समर्थ न हो पाते | मिन्न-मित्र 
व्यक्तियों में बिखरी हुई उच्छुछ्ल शक्ति नाति के लिए दुर्बलता बन जाती 
है- यह पाठ मनुष्य समूह ने अपने जीवन के आरम्भ में ही सीख लिया 
था, इसी से वह उसे एकता के सन्न में बॉध कर अपने आपको सबल 
बना सका। अनेक व्यक्ति एक ही स्थान में एक दुसरे के निकट बसने 
लगे, परस्पर सद्यानुभूति और सद्भाव उत्पन्न करने के लिए, एक दूसरे का 
खाद्य और आच्छादन छीन लेने की प्रद्ृत्ति को रोकने लगे और विज्ञाति 
से युद्ध के समय शक्ति को सद्भठित रखने के लिए. अपने समूह विशेष के 
किसी अग्रगएण्य वीर का शासन मानना सीखने लगे | विशेष सुविधाओं 
के लिए एकत्र यह मनुण्य-समूह ही हमारे विकसित तथा श्रनेक नैतिक 
ओर धार्मिक बन्धनों में वेंघे सभ्य समाज का पूर्वन कह्य जा सकता है । 
आज भी असमभ्य जातियों के सद्नठन के मूल में यह आदिम युग की 
भावना सन्निहित है। 

स्थान-विशेष की जलवायु तथा वातावरण के अन्नुरूप एक जाति रह्क- 
रूप और स्वभाव में दूसरी से मिन्न रही है और प्रत्येक में अपनी विशेषताओं 


कह शृंखला 


की रक्षा के लिए. स्वभावगन प्रेरणा की प्रचुर मात्रा रहती है। आत्म- 
रक्षा के अतिरिक्त उन्हें अपनी जातिगत विशेषताओं की चिन्ता भी थी, 
अतः उनमें व्यवहार के लिए. ऐसे विशेष नियम भी बनने लगे, मिनका 
पालन व्यक्ति की आत्मरक्षा के लिए न होकर जाति की विशेषताश्रों फी 
रक्चा के लिए अनिवार्य था। आत्मरक्षा की भावना के साथ साथ मनुष्य 
में जाति की विशेषताओं की रक्चा की माबना भी त्रढ़ती गई जिससे उसके 
जीवन-सम्बन्धी नियम विस्तृत और जणिल होने लगे | समूह-द्वारा निश्चित 
नियम-सम्बन्धी समझौते के विरुद्ध ग्राचरुण करने वाले को दर्ड मिलने 
का विधान था, परन्तु इस विधान द्वारा, छिपाकर विदद्धाचरण करनेवालों 
को नहीं रोका जा सकता था । श्रतएवं कालान्तर में उन नियमों के साथ 
पारलौकिक सुख-दुःखों की भावना भी बंध गई । मनुष्य को स्वभाव से 
ही अजात का भय था, इसीसे उसके निर्माण के सब कार्यों में एक अ्रगात 
कर्तों का निर्माण प्रमुख रहा है। इस अज्ञात का दएड और पुरस्‍कार मनुष्य 
के आचरण को इतना अधिक प्रभावित करता आ रहा है कि अब उसे 
महत्व में समाज के वात्तविक्र दशड और पुरत्तार के ताथ शक ही बुला 
पर तोला जा सकता है। आरम्म में, यदि समाज के रोप वा ग्रताद से 
उलन लौकिक द्वामि और लाभ थ्राचरण के ढालने के कठीर स्चि मैं 
तो पारलौफिक सुख-हुःखों की मावना उस मानतिक सत्कार का इंढ़े शायर 


थी. जिससे आचरण को रूप मिलता है। इस प्रशार छोकिक स॒क्िता को 
नोंब पर, नैतिक उपररणों से, धार्मिकता का रह देकर इमारी छापा 


का प्रसाद मिरमित हो सक्का | जिस क्रम से मठुस्स सभ्यता के मारे पर 
अग्ससर होता गया उसी क्रम से समाज के नियम अधिकाधिक परिफरतस 


होते गये और पूर्ण विकसित तथा व्यवस्थित समा मे ने कयल ब्वावहा दिक 


की कड़ियाँ ' कक 


सुविधा के साधनमात्र न रह कर सदस्यो के नैतिक तथा धार्मिक विकास 
के साधन भी हो गये । 

व्यक्ति तथा समाज का सम्बन्ध सापेक्ष कहा जा सकता हैं, क्योंकि 
एक के अभाव में दूसरे की उपस्थिति सम्भव नहीं । व्यक्ति के, ख्त्वों की 
रक्चा के लिए. समाज वना है और समाज के अस्तित्व के लिए व्यक्ति की 
आवश्यकता रहती है | एक सामाजिक प्राणी स्वतन्त्र और परतन्त्र दोनों 
ही है। जहों तक वैयक्तिक हितों की रक्षा के लिए निर्मित नियमों का 
सम्बन्ध है, व्यक्ति परतन्त्र ही कहा जायगा, क्योंकि वह ऐसा कोई कार्य 
करने के लिए स्वच्छुन्द नहीं जिससे अन्य सदस्यों को हानि पहुँचे | परन्तु 
अपने और समाज के व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक विकास के क्षेत्र में 
व्यक्ति पूण तः स्वतन्त्र रहता है| 

अवश्य हो इस विकास की व्याख्या प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ की ' 
इष्टि से नहीं कर सकता, अन्यथा इसकी परिभाषाएं समाज के सदस्यों की 
सख्या से न्यून हो सकतीं | मनुष्य-जातिं का, बर्त्ररता की स्थिति से 
मिकल कर मानवीय गुणों तथा कला-कोशल को वृद्धि करते हुए; सम्य 
और सुसस्क्ृत होते जाना ही उसका विकास है | इस विकास कौ ओर 
अग्रसर होकर व्यक्ति समाज को भी अग्रसर करता जाता है | व्यक्ति जब 
वैयक्तिक हानि-लाभ को केन्द्र बिन्दु बनाकर अपनी सार्वजनिक उपयोगिता 
भूलने लगता है, तत्र समाज की व्यवस्था और उससे सामूहिक विकास में 
चाधा पड़ने लगती है। मिन्न-मिन्न स्वभाव और स्थार्थवाले व्यक्तियों के 
श्रचण्णों में कुछ विषमता अवश्य ही रहती है परन्तु जन्र इस 
विषमता की मात्रा सामझस्य की मात्रा के समान या उससे अधिक हो 
जाती है तब समाज को सामूहिक प्रगति दुर्गति में परिवर्तित होने लगती 


की शंखला 


है। इस निपमता का चरम सीमा पर पहुँच जाना ही क्रानिति यो जन्म 
देता है, जिससे समाज की व्यवस्था को नई रूप-रेखा मिलती है । 

व्यक्ति समाज से पृथक रह सकता है या नहीं, यह प्रश्न वई दृष्टि- 
कोणों से देखा जा सकता है। यदि समाज का अर्थ सम्प्रदाय-विशेष 
समझा जावे, तो मनुष्य उससे स्वतन्त्र रह सक्रता है, क्योंकि वह मनुष्य 
के मानसिक जगत के अधिक समीप है। एक व्यक्ति अपनी विचार- 
धारा में जितना स्वतन्त्र हो सकता है उतना व्यवहार में नहीं हो समता । 
मानसिक जगत का एकाकीपन व्यावद्यारिक जगत्‌ में सम्भव नहीं, इसौसे 
प्राचीन काल में भी भिन्न-भिन्न मत और “दर्शन वाले व्यक्तियों के 
पृथक्‌ पृथक्‌ समाज नहीं बनाये गये । केबल श्रात्मापेक्षी जगत्‌ में 
मनुष्य समाज से स्वतन्त्र होकर रह सकता है। परन्तु यदि समाज 
की परिभाषा ऐसा मलुष्य-समूह हो, जो पारस्परिक सहयोगापेक्षी है, 
तो उस समाज से व्यक्ति का नितान्त स्वतन्त्र होना किसी युग 
में भी सम्मव नहीं हो सका है। सभ्य और असम्य दोनों ही व्थितियों 
में मनुष्य दूसरे मलुष्यों के सहयोग से अ्रपना जीवन-मार्ग प्रशस्त 
कर सका है | उसके लिए अ्रज्न, वस्र जैसी साधारण परन्तु श्रावश्यक् 
वस्त॒एँ भी अ्रनेक व्यक्तियों के प्रयत्न का फल हैं; यह स्वतः प्रमाणित है । 
उसकी भावना को जीवित रखने वाली कलाएँ, डसके बीद्धि विश्स 
को प्रशस्त बनाने वाला साहित्य ओर व्यवदहार-जगत भें उसके जीवन को 
सुख और सुविधाएँ देने वाले भवन, आम, नगर तया अन्य अनिवार्य 
वस्तुएँ सब्र की उत्तत्ति मनुष्यों के सहयोग से हुई है, इसे कोई अत्वीकार 
न कर सकेगा | थुगों से व्यक्ति को सुखी राने और उसके जीवन फो 
अधिक पूर्ण तथा सुगम बनाने के लिए. मानव-नाति प्रकृति से निरन्तर 


युद्ध करती आ रही है। उसने अपनी सबद्भदठित शक्ति से परव॑तों के 
हृदय को वेध डाला, प्रपातों की गति बाँवी, समुद्रों को पार किया और 
आकाश में मार्ग बनाया | मनुष्य यदि मनुष्य को सहयोग देना स्वीकार 
न करता तो न मानवता की ऐसी अद्भुत कहानी लिखी जाती और न 
मनुष्य अपनी आदिस अवस्था से आगे बढ़ सकता । मनुष्य जाति सद्भ- 
ठन में ही जीवित रहेगी, जबतक यह सत्य है तबतक समाज की स्थिति 
भी सुदृढ़ रहेगी। सारे सनुष्य एक ही स्थान में नहीं रह सकते अतः 
उनके समूहों के विकासोन्मुख सज्जठन पर सारी जाति की उन्नति का निर्भर 
होना स्वाभाविक द्दी है। इसके अतिरिक्त मनुष्य प्रकृति से ही सामाजिक 
प्राणी है, अपने स्वभाव में आमूल परिवतेन बिना किये उसका समाज 
से पृथक्‌ होना न सम्भव है और न वाञ्छुनीय | 
फिर भी यह कहना कि समाज व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन में व्याप्त 
है, सत्य की उपेक्षा करना होगा। साधारणतः मानवीय स्वभाव का 
अधिकाश समाज के शासन में नहीं रहता, क्योंकि वह बन्धन से परे 
है। मनुष्य के जीवन का जितना अश धर्म, शिक्षा आदि की मिन्न-मित्र 
“सामाजिक संस्थाओं के सम्पर्क में आता है, उतना ही समाज-द्वारा शासित 
समझा जाता है और उतने ही से हम उसके विषय मे अपनी धारणा 
बनाते रहते हैं । समाज यदि मनुष्यों का समूह मात्र नहीं है तो मनुष्य 
भी केवल क्रियाओ्रों का समूह नहीं | दोनों के पीछे सामूहिक और 
व्यक्तिगत इच्छा, इर्ष और दुःखों की प्रेरणा हे | जीवन, केवल इच्छाओं 
या भावनाओ से उत्पन्न आचरणों को सेना के समान कवायद सिखा देने 
में ही सफल नहीं हो जाता, वरन्‌ उन इच्छाओं के उद्गमों को खोजकर 
उनसे मनुष्यता की ससस्थली को आदर करके पूर्णाता को प्राप्त होता है । 


अं; अखला 


» ते दृष्टि से समाज को सत्ता दो रूपों में विभक्त हो जाती है। 
एक के द्वारा वह अपने सदस्यों के व्यवहार और आचरणों पर शासन 
करता है और दूसरे के द्वारा वई उनकी स्वाभाविक प्रेरणाओं का मूल्य 
ओक कर उनके मानसिक विकास के उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत करता 

रहता है । किसी भी व्यक्ति को अपने लिए विशेष वातावरण हूँ ढने 
नहीं जाना पड़ता, क्योंकि वह एक शह-विशेष में जन्म लेकर अपनो 
दद्धि के साथ-साथ अन्य सामाजिक सस्याओं के सम्पर्क में आता रइता 
है | जैसे उसे साँस लेने के लिए. वायु की खोंन नर्तीं करनो पड़ती उसी 
प्रकार वातावरण-विशेष से भी वह अनभिज्ञ रहता है। उसको 
व्याचहारिकता और आध्यात्मिकता दोनों उसके अनजानपत में एक 
विशेष रूपरेखा में बेंघने ज़गती हैं और जत्र बह समग होकर अपने 
आपको देखता हैं तब वह बहुत कुछ वन चुका होता है । परन्तु यदि 
व्यक्ति अपने इस रूप से सत्तुष्ट हो सके तो उसे निर्नीव मृत्तिए्ठ ही 
बहूँगे, जो किती सोचे में हल सकता है, परन्तु दाल नहीं वफ़ता | 
वास्तव में समाज के दान की जहाँ इति है, व्यक्ति का वहीं से प्रय 
होता है। वह दर्ज्ी के तिले कपड़ों के समान पहले समान के 
चैध सिद्धान्तों को घारण कर लेता है और तब्र उनके तम्न या द्वीले होने 
पर, सुन्दर या कुरूप होने पर अपना मतामत देता है। इर्त मतामत 
से समय समय पर समाज क्रो अपने पुराने ठिठ्ान्तों को नया रूप देना 
पड़ता है। प्रगतिशील समाज में व्यक्ति और व्यक्तियों शा समूह 
अन्यीन्याभित ही रहेंगे और उनका दान प्तिदान उपयोगिता फी एक ही 
तुला पर विकास के एक ही बट से तोला जा सकेंगा। 


का काड़या १७१ 


समाज की ठो आधार-शिलाएँ हैं, अथ का विभाजन और ज्ली-पुरुष 
का सम्बन्ध। इनमें से यदि एक की भी स्थिति में विषमता उत्न्न 
होने लगती है, तो समाज का सम्पूर्ण प्राखाद हिले बिना नहीं रह 
सकता | 

अर्थ सामानिक व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकता हे, क्योंकि उसके 
द्वारा जीवन के लिए. आवश्यक सामग्री प्राप्त हो सकती है। बबेरता तथा 
सभ्यता दोनों ही परिस्थितियों में मनुष्य अपने सुख के साधन चाहता है 
अन्तर केवल यही है कि एक स्थिति में अपने सुख के साधन प्राप्त 
करना व्यक्ति की शक्ति पर निर्भर है और दूसरी में सुख की सामग्री के 
समान विभाजन का अधिकार समाज को सौप दिया जाता है | बर्बरता 
की स्थिति में शक्ति का उपयोग व्यक्तिगत हितों की रक्षा में निहित था, 
परन्तु समय समाज में शक्ति का उपयोग सार्वजनिक है | समाज अपने 
सदस्यों में प्रत्येक को, चाहे वह सबल हो चाहे निर्बल, सुख के साधन 
समान रूप से वितरित करने पर बाध्य समझा जाता है | सब व्यक्तियों 
का शारीरिक तथा मानसिक विकास एक सा नहीं होता और न वे सब 
एक जैसे कार्य के उपयुक्त हो सकते हैं, परन्तु समाज के लिए वे सभी 
. समान रूप से उपयोगी हैं| एक दाशंनिक, कृषक का कार्य चाहे न 
कर सके, परन्तु मानव-जाति को मानसिक भोजन अवश्य दे सकता है। 
इसी प्रकार एक कृषक चाहे मानवसमूह को कोई वैज्ञानिक आविष्कार 
मेंट न कर सके, परन्तु जीवन-धारण के लिए अन्न देने का सामर्थ्य अवश्य 
रखता है। एक भवन बनाने में हमें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती 


१२ 


पी श'खला 


है, जो बनने से पहले कागज पर उसकी भावी रूपरेखा अ्रद्धित कर सके; 
ऐसे व्यक्ति को सहायता भी चाहिए. जो ईट-पत्थर को जमाना और 
जोड़ना जानता हो और ऐसे व्यक्तियों के सहयोग की अ्रपेज्ञा भी रहती 
है जो मिट्टी-ईट प्रस्तुत करके निर्माता तक पहुँचा सके । पृथक-पृथक 
देखने से किंसी का भी कार्य महत्वपूर्ण न जान पड़ेगा, परन्तु उनके 
संयुक्त प्रयत्न से निर्मित भवन प्रमाणित कर सकता है कि उनमें से 
फोई भी उपेक्तणीय नहीं था। समाज की भी यह दशा है। 
बह श्रपनी पूर्णता के लिए सत्र सदस्यों को उनकी शक्ति और 
योग्यता के अनुसार कार्य देकर उनके जीवन की सुविधाएं प्रस्तुत 
करता है।जच इस नियम के विरुद्ध वह किसी को ब्रिना किसी 
परिश्रम के चहुत सी सुविधाएं दे देता है और फ़रिसी को कठिन परिश्रम 
के उपगन्त भी जीवन के लिए आवश्यक बस्तुश्रों से रद्दित रफ़्ता 
है, तत्र उसे लक्ष्य भ्रष्ट ही कहना चाहिए; क्योंकि यह ध्थिति तो बर्बरता 
में भी सम्मव थी | यदि उस स्थिति से मनुष्य सन्त॒ष्ट रद्द सकता तो फ़िर 
समान्र की द्रावश्यकता ही न रह जाती | किती भी सामझत्यपूर्ण समाज 
में परिश्रम और सुख की यह विपमता सम्भव नहीं, क्योंकि यह उस सम- 
भोते # नितान्त विपरीत है, जिसके द्वारा मनुष्य ने मनुष्य को सहयोग 
देना स्वीकार किया था | जो बर्चर मनुष्य अपने एक सुस्त के लिए दूसरे 
के अनेक सु्खों को छीन लेने के लिए स्वच्छन्द था, उठी वी उच्चाइलवा 
को समाज ने न्याय के बन्चन में बाँध लिया है। इस अस्धन के श्रमाव 
में प्रत्येक व्यक्ति फिर अपनी पूर्व स्थिति में लौट सकता है, यह इतने 
वर्षों के श्रनुमव ने अपेक्षाकृत स्पष्ट कर दिया हैं। कुछ व्यक्तियों कै 
प्रति समाज का ऐसा अनुचित पह्षपात ही बह व्यावि है, नो उसके 


की कड़ियाँ १७३ 


रक्त का शोषण करते-करते अन्त में उस्ते निर्जीब कर देती है । 

यह सम्भव है कि सब्रल, दुर्बलों को अपनो अर्बर शक्ति के द्वारा बाँध 
'कर रख सके, परन्तु यह अनिच्छा और परवशता से स्व्रोकृत सहयोग दासरव 
से किसी मो अश में न्यून नहीं कहा जा सकता | इतिहास प्रमाणित कर 
देगा कि ऐसे दासत्व बहुत काल के उपरान्त एक अद्भुत सदह्यारक शक्ति 
को जन्म देते रहे हैं, जितकी बाढ़ को रोकने में वड़े शक्तिशालो मो समय 
नहीं हो सके। मनुष्य स्वभावतः जीवन को बहुत प्यार करता है, परन्तु 
जन्न सहयोगियों के निष्ठुर उसीड़न से बह निंतान्त दुर्वह हो उठता है, तब 
उसकी ममता घोरतम विरक्ति में परिवर्तित हो जाती है| पीडितों का समा- 
घान सम्भव हो सकता हे, परन्तु ऐसे हताश और जोवन के प्रति निर्मम 
व्यक्तियों का समाधान सम्म नहीं । ऐसे व्यक्तियों का वेग ऑधी के 
समान चन्षुद्दीन, बाढ़ के समान दिशाहीन और विद्युत के समान लक्ष्यहीन 
हो जाता है। अपने सदस्यों की मनःस्थिति ऐसो क्रान्ति तक पहुँचा देना 
समाज की मनोविजानशूत्यता ही प्रकट करता है । 

क्रान्ति युग की प्रवर्तिका है अवश्य, परन्तु उसका कार्य, प्रवाह को 
'णक दिशा से रोक कर दूसरी में ले जाने के समान है, इसी से उसे पहले 
लिखा हुआ मिटाना पडता है, सीखा हुआ भुलाना पडता है और बसाया 
हुआ उजाड़ना पड़ता है। इसीलिए सुव्यवस्थित समाज विकास-मार्ग में 
रुक-रक कर अपने गुत्तव्य और दिशा की परीक्षा करना आवश्यक 
समभते हैं। बाढ़ से पहले बाँध की उपयोगिता है | जल के प्रलय्ुर 
प्रवाह में चाहे वह न बन सके, परन्तु उसका पूर्बवर्ती होऋर अनेक 
आधात सहकर भी स्थिर रह सकता है| फिर यह आवश्यक नहीं कि 
- ऐसी सहारक और सर्वग्रससी क्रान्ति, सुख्दर निर्मायक भी हो | तरड् का 


(७४ श्रखलाः 
स्वभाव तट से टकरा कर लौट जाना है, यह देखना नहीं कि तीर की 
समरेखा अज्चुरुण रही या नहीं रही । यह कार्य तो तट को दृढ़ता और 
प्रकृति पर निर्भर है। क्रान्ति के आघात से अपनी रूपरेखा बचा लेना 
उसी समाज के लिए सम्भव है, जो उसके उद्गम ओर दिशा से परिचित 
हो और उसे सहन करने की क्षमता रखता हो | जिस समुद्र के अनन्त 
और अथाह गर्म में पर्वत खो गये हैं, उसीसे तट से सम्धन्ध रखने वाले 
गोताखोर मोती निकाल लाते हैं और जिस ऊँची लहर के सामने बड़े- 
बड़े पोत बह जाते हैं उसीमें, तटपर आधार-द्तम्म के सद्दारे, मनुष्य 
स्नान करके निर्मल हो जाते हैं । 

यदि समाज के पास ऐसा आधार-स्तम्भ ही तो क्रान्तियाँ उसे और 
अधिक निर्मल वना सकती हैं। इसकी अनुपस्थिति में निरुद्देश बहना 
ही अधिक सम्भव है, जो व्यक्ति और समाज के युगदीर्घ बन्धन को 
शिथिल किये बिना नहीं रहता । 

स्री पुयष का सम्बन्ध भी अर्थ से कम महत्वपूर्ण नहीं । समाज को 
बॉधने वाला यह सूत्र कितना यूद्म और दृढ है, यह उसके क्रमिक विकास 
के इतिहास से प्रकट हो जायगा | 

यह धारणा कि ग्रह का आधार लेकर समाज का निर्माण हों सका 
है आधुनिकता के आलोक में पुरानी मानी जावेगी | परस्ु मैतिक हष्टि हे 
समाज-दइूक्ष के सघन मूल का पहला अंकुर स्त्री, पुझष और उसकी सम्तान 
में पनपा इसे नियू ले सिद्ध कर देना सम्भव नही हों सकगा | 

यदि यह ध्यान से देखें तो जात होगा कि बहुत काल से सता थी 
स्थिति समाज का विकास नापने के लिए माप-ढंद रही £ | नितान्ध वर 


की कड़िया .' १७५. 


जाति में क्ली केवल विनोद का साधन और अधिकार भें रखने की वस्तु 
समभी जाती रही | आज भी जछूली जातियों में स्लरी की वह स्थिति नहीं 
है, जो सम्य समाज में मिलेगी । उस आदिम युग में मातृत्व स््रीत्व का 
आकल्सिक परिणाम था, जिससे जाति तो लाभ उठाती थी परन्तु स्री 
उपयोगी यन्त्र से अधिक गौरव नहीं पाती थी | तब स्त्री पुरुष का सम्बन्ध 
भी अपने क्षणिक विनोंद और उत्तरदायित्वहीनता के कारण पशुत्व का 
ही एक रूप था। वह यदि पशुत्व से निकृष्ट नहीं कहा जा सकता तो 
उत्कृष्ट होने का गव॑ भी नहीं कर सकता । कहीं पुरुषों का समूह का 
समूह ज््री-समूह से विवाहित था, कहीं एक पुरुष के अधिकार में पालतू 
पशुओं के समान बहुत सी ज्यों थीं और कहीं स्त्री की संख्या न्यून होने 
के कारण अनेक पुरुष एक स्री पर अधिकार रखते ये | साराश यह कि 
जहाँ जन-सख्या के अनुसार जैसी आवश्यकता थी वैसे ही नियम बन गये | 

जाति की वृद्धि और पुरुषों के मनोविनोद का साधन होने के अति- 
रिक्त ज्ली का कोई और उपयोग नहीं था । आनन्द के अन्य उपकरणों के 
समान उन्हें विपक्षियों से जीत लाना या सुयोग पाकर उनका अपहरण कर 
लाना साधारण सी बात थी । स्त्री के हृदय है या उसकी इच्छा-अनिच्छा 
भी हो सकती है, यह आदिम थुग के पुरुष की सहज घुद्धि से परे था, 
परन्तु जैसे जैसे मानव-जाति पशुत्व की परिधि से बाहर आती गईं, स्त्री 
की स्थिति में भी अन्तर पड़ता गया । जाति की माता होने के नाते उसके 
अति कुछ विशेष आदर का भाव भी प्रदर्शित किया जाने लगा | कब 
और कैसे पुरुष तथा स्त्री के सम्बन्ध में उठ आसक्ति का जन्म हुआ 
जिसने समय के प्रवाह में परिष्कृत से परिष्कृततर होते-होते शह की नोव 
डाली, यह जान सकना कठिन है, परन्तु अनुमानतः दोनों की ही प्रवृत्ति 


श्७्द्‌ श्रखला 


और सहज बुद्धि ने, उस अध्यवस्थित जीवन की च्ुटियों समझ ली होंगी । 
परस्पर संघर्ष में लगी हुई जातियों को तो इतना अवकाश हाँ न मिलता 
था कि वे जीवन की विशेष सुविधाओं का अभाव अनुभव करतीं । परन्तु 
जब उन्होने अ्रपेज्ञाकत शान्ति से बसने का स्थान खोज निकाल॥ और 
जीवन के लिए कुछ सुविधाएँ प्राप्त कर ली तब उनका ध्यान जी की 
स्थायी उपग्रोगिता पर भी गया । पुरुष ने देखा, वह कभी श्रान्त, कभी 
क्लान्त और कभी रोगग्रस्त एकाकों है | ऐसी दशा में किसी मृदुस्वमावा 
सहचरी के साहचर्य की ओर उसकी कल्पना स्वत: अधावित होने लगी तो 
आश्चर्य ही कया है। अपने अभाव के अतिरिक्त पुरुष की श्रधिकार-मावना 
भी गृह की नींव डालने में बहुत सहायक हुई होगी। अपनी तल- 
वार, अपने धनुषत्राण के समान पुरुष, अपनी स्त्री और अपनी सम्तान 
कहने के लिए भी आ्राठर हो उठा । मनोज ज्री को सद्गर्ष से बचाने और 
जति को वीर पुत्र देने का गव॑ करने के लिए भी यह आवश्यक था कि 
स्री एकान्त रूप से उसी के अधिकार में रहती | सी ने भी श्रनिश्ित 
और सददर्षमय वाह्य जीवन से थक कर अपने तथा अपनी सन्‍्तान के लिए 
ऐसा साहचर्य स्वीकार किया, जो उसे जीवन की अनेक असुविधाओं सेमक्त 
कर तकता था । इस साइचर्य के नियम त्रहुत काल तक कोई सा कर: 
रेखा न पा सके, क्योकि उठ समय तक मनुप्य-समूद् की स्थिति मभी 
निरन्तर परिवर्तन होता रहता था । 

जिस समाज में दम पुरुष तथा ली के सम्बन्ध का म्रांचीनतम हु 
देख सकते हैं, चट वैदिक समाज है, परूठ या अपनी सरक्ृति और प्रगति" 
शीलता के कारण किसी भी अर्थ में श्ञादिमकाल का समान नहीं ऋाग 
जा सकता । उस समय तक समाज की रुप-रेखा सप्ठ और डरे भय निश्चित 


की कड़ियों १७७ 


हो जाने के कारण स्लो की स्थिति मे भी बहुत अन्तर आ चुका था | 
वेदकालीन समाज नीवन-घारण के लिए अनिवार्य,अग्नि, इन्द्र,सूर्यादि 
का महत्व समझ चुका था;रात्रि,झघा आदि की अभिनव सुषमा देखकर भाव- 
बिहुल हो चुका था,नवीन स्थान में अपने सद्भठन को दृढतर करने के लिए 
वर्णुव्यवस्था का आविष्कार कर चुका था और जाति की बृद्धि और प्रसार 
के लिए, व्यक्ति को धर्म की दीक्षा दे चुका था-। णह के बना पुरुष का 
कहीं बसना सम्भव नहीं और ज्री के बिना गृह नहीं अत. स्त्री, पुरुष 
की सहधर्मिणी निश्चित की गई | उन दोनों का उद्देश्य समाज को 
सुयोग्य सन्‍्तान की भेंट देना और फिर उस सन्तान के लिए स्थान रिक्त 
करके अवकाश लेना था| उस समय जाति की विधात्री होने के कारण 
स्त्री अवश्यक और आदरणीय तो थी ही, साथ ही, उसके जीवनचर्या- 
सम्बन्धी नियम भी अधिक कठोर नहीं बनाये जा सके। सहधर्मिणीत्व के 
अभाव में भी समाज उसकी सन्तान को त्याज्य नहीं कह सकता था; 
सौभाग्य से शल्य होने पर भी समाज उसे गुहघम से निर्वासन-दड न दे 
सकता था। वह मत्स्योदरी होकर भी राजरानी के पद पर प्रतिष्ठित हों सकती 
थी, कुन्ती होकर भी मातृत्व की गरिमा से गुरु रह सकती थी और द्रौपदी 
होकर भी पतिव्रता के आसन से नहीं हटाई जा सकती थी। वह समाज 
की स्थिति के लिए, पुरुष की सहधर्मिणी थी, पुरुप को अधिकार-भावना 
से बंधी अनुगामिनी मात्र नहीं । जैसे-जैसे मिन्न परिस्थितियों में उसकी 
सामाजिक उपयोगिता घटती गई, वैसे-वैसे पुरुष, व्यक्तिगत अविकार- 
भावना से उसे घेरता गया | अन्त में यह स्थिति ऐसी पराकाष्ठा को पहुँच 
गई जहाँ व्यक्तिगत अधिकार-भावना ने स्री के सामाजिक महत्व को अपनी 
छाया से ढक लिया | ए% बार पुरुष के अधिकार की परिधि मे पैर रख 


श्ष्प ' झा खला 


देने के पश्चात्‌ जीवन में तो क्या, मृत्यु मे मी वह स्वतस्त्र नहीं। इस 
विधान ने ही विधवा की ब्यनीय स्थिति सम्मव कर दी | क्दाचित्‌ पहले 
यह विधान वर्णो' के वन्धन कुछ कठिन हो जाने पर उन सन्तानवती विध 
चाओ के लिए किया गया होंगा विनको अपने आलकों का पालन उनके 
पिता के कुल और संस्कृत के अनुसार करना होंता था। 

भत्येक युग की सुविधा और असुविधाओं ने स्री-पुदष के बन्धन को 
विशेष रूप से प्रभावित किया है और प्रायः वह प्रभाव त्ती की स्थिति में 
अधिक अन्तर लाता रहा । शासकों में उसके प्रतिनिधियों की सख्या शूल्त-्ती 
रही है, अतः उसके सत्र विधान पुरुष की सुविधा को फेन्द्र-त्रिन्दु बनाकर 
रचे गये । आध्यात्मिकता का यूचरम अवलम्ब लेकर पुदप के प्रति उतवा 
जो कर्तव्य निश्चित किया गया है, उसमें उसके या समाज के हानि-लाम 
का विशेष ध्यान नहीं रखा जा सका, यह स्पष्ट है। घृरुष और र्त्ी का- 
सम्बन्ध केवल आध्यात्मिक न होकर व्यावहारिक भी है, इस प्रत्वत् सत्य 
को समाज न जाने कैसे अनदेखा करता रहा है। व्यावह्रिक्ता में 
एक व्यक्ति को दूसरे के लिए. जी त्याग करना पड़ता है, उसझे उपयुक्त 
मानसिक स्थिति उल्लन्न कर देना ग्राध्यात्मिकता का कार्य और श्ाध्या- 
र्मिक्ता में जिस यथार्थता का स्पर्श हम झुला देते हैं, उसे स्मस्ण फ्राते 
रहना व्यावह्ारिकता का लक्ष्य है। जबतक दाम्पत्व सम्म्स्ध में पशुत्त, 
देवत्व में घुलकर नहीं आता और देवत्व साकार बन कर नहीं अवतीर्ग 
होता, तब तक वह अपूर्ण ही रहेगा । 

जैसे-जैसे हमारा समाज अपने आधे सदस्यों से श्रधिररद्वीम बलि 
दान और आत्म-समर्पण लेता जा रहा है, वेसे-दैसे बद् भी अपने अधिकार 
खोता जा रहा है, बद ब्रमाज के अ्सस्तोपपूणण बातावरण से प्रकट ह्े। 


की कड़ियों १७६ 


आज के समाज की जो स्थिति है, उसकी उपयुक्त परिभाषा कठिनाई 
से दी जा सकेगी । वह कुछ विशेष अधिकार-सम्पन्न और कुछ नितान्त 
अधिकार शुन्य व्यक्तियों का ऐसा समूह है, जो उपयोगिता की नहीं वरन्‌ 
परम्परागत धारणा से बेँधा है। कहीं सनन्‍्तोष की अतिवृष्टि हे और कहीं 
असन्तोप की अनाबृष्टि, जिससे सामाजिक जीवन का सामव्जस्य नष्ट होता 
जा रहा है । 

हमारा समाज अब प्राचीनकाल का सुसज्जठित मानव-समूह नही 
रहा जिसके हाथ में राजनैतिक, घामिक, सामाजिक आदि सभी व्यवस्थाएं 
थीं | अ्रत्र मिन्न-मिन्न समाज स्वय अपना शासन नहीं करते अतः सदस्यों 
में वह सम्बन्ध रहना सम्भव नहीं जो प्राचीन सद्चठनों में मिल सकता 
था | इस प्रकार शासन-सत्ता से हीन होकर समाज दण्ड और पुरस्कार 
की विशेष क्षमता नहीं रखता। आरम्म में उसने अपनी इस क्षति की 
पूर्ति का साधन धर्म को बनाया, जिससे सामाजिक बन्धन बहुत कठिन 
ओर दुवंह हो उठे | धर्म जब मनुष्य के भावना-द्वार से हृदय तक 
पहुँचता है तब उसके प्रभाव से मनुष्य की विचार-घारा वैसे ही विकसित 
हो उठती है जैसे मलय-समीर से कली । परन्तु वही धर्म जब मनुष्य की 
बुद्धि पर अलातू डाल दिया जाता है तब वह अपने भार से मनुष्य की 
कोमल भावनाओं को कुचल-कुचल कर निर्जीव और रसहीन बनाये बिना 
नहीं रहता । धर्में का शासन हमारे जीवन पर वैसा ही प्रयासहीन होना 
चाहिए, जैसा हमारी इच्छा-शक्ति का आचरण पर होता है | सप्रयास 
धर्म जीवन का सबसे बड़ा अमिशाप है।न वह जीवन की गहराई 
तक पहुँच सकता है और न उनकी प्रत्येक[शिरा में व्यास होकर उसे 
रसमय ही कर सकता है । ब्रीज को हम इच्षु की सबसे ऊँची डाल के अग्र 


१८० शखला 


भाग के साथ बहुत ऊँचाई तक पहुँचा सकते हैं, परन्तु वहाँ उसे जमा 
सकना हमारी क्षमता के बाहर की बात है| उसे अंकुरित होकर आकाश 
छूने के लिए. पहले पृथ्वी की गहराई में जाना होता है, .यह प्रकृति का 
अटल नियम है। शासन सत्ता के साथ, समाज को अन्य सामाजिक 
सस्थाओ की व्यवस्था पर भी अपना-प्रभुव्य कम करना पड़ा मिससे समाज 
ओर सामाजिक सस्थाएँ विकास के मार्ग में साथसाथ न चल सीं। 
नवीन परिस्थितियों में, समाज के सदस्यों को सुसगठित होकर एक स्थान 
में वंसने की सुविधा न मिलना भी सामाजिक चन्धन की शिथिल्ता का 
कारण बन गया | कुछुव्यक्तिवाद ने और कुछ समाज की अव्यावदा रिक्ता 
ने मनुष्य को अपनी सामाजिक उपगोगिता भूल जाने पर वाध्य कर दिया | 

इस प्रकार अनेक बाह्य और आन्तरिक, प्रकट और अ्रश्कठ कारणों 
ने समाज का वह रूपान्तर कर डाला निससे सामूहिक रूप से हमारी 
हानि हुईं | कुछ प्राकृतिक परिस्थितियों पर हमारा वश नहीं था, यह सत्य 
है, परन्तु यदि हम उनके अनुरूप सामाजिक सद्भठन कर सकते तो दऐल्टी 
अराजकता नितान्त असम्मव हों उठती | 

इस समय समाज से हमारा श्रभिप्राव सम्प्रदाय विशेष या जाति- 
विशेष द्वी रहता है, जिसके भिन्न-मिन्न स्थानों में फैले हुए सदरयों के 
आचरण और रीग्यों में एक विशेष समानता रहती है | कुछ सम" पूर्व 
तक यह समाज अपने इने-मिने अधिकारों का प्रयोग विधेकशून्य मिःदस्ता 
के साथ करता रहा, परन्तु टससे बंधने के स्थान में सारे सदस्य दूरनूर 
होते गये । अ्रत्र नो विदाद आदि के समय ही व्यक्ति अपने जाति-भादयी का 
खोज करता है,पररतु यह ग्रनिवार्यता मी घौरे-मीरे शिमिल दोती जा रही ४ । 

प्रत्येक जाति और सम्पदाय में कुछ उम्र विचार वाले, कु्य नर्रीनग 


की कड़ियाँ श्८९ः 


के सयत उपासक और कुछ रूढिवादी अवश्य मिलेंगे। इनके बिखर 
जाने के कारण कुछ समाज ऐसे भी बन गये हैं जिनका आधार विचार- 
धारा है, जाति या सम्प्रदाय नही। परन्तु जाति के सल्नठन में यदि 
उपयोगिता का अभाव है तो इनमें व्यावहारिकता की शत््यता है। उम्र 
विचारबालों में विचार के अतिरिक्त और कोई समानता नही, सयत 
विचारवालों में पर्याप्त साइस नहीं और रूढिवादियों में व्यवहारकुशलता 
नहीं | समाज को ऐसा अपरूप रूप देने का कुछ श्रेय पाश्चात्य सम्यता 
को भी देना होगा, क्‍योंकि उसके अभाव में ऐसे परिवर्तन प्राकृतिक दद्भः से 
आते । एक विदेशीय सस्कृति में पला समाज जब शासक के रूप में आ 
जाता है तब शासित जाति के सगठन में कुछ आकस्मिक परिवर्तन होना 
स्वाभाविक ही हे। कोई भी पहले से प्रतिष्ठित सस्कृति न एकदम 
पराजय स्वीकार कर सकती है और न विजय में एकान्त विश्वास ही 
रखती है। शासक और शासित समाज का संघर्ष उच्छुड्लल भी हो 
सकता है और सयत भी यह ऐतिहासिक रुत्य है। किसी समय भारतीय 
संस्कृति और समाज को मुस्लिम सस्कृति से लोहा लेना पडा था और 
उस अग्निवर्षा से वह अक्षत निकल आई | इस विजय का कारण उस 
संघर्ष का वाह्य और उच्छुझ्नल होना ही कहा जा सकता है | किसी जाति की 
सस्कृति उसके शरीर का वस्ध न होकर उसकी आत्मा का रस है, इसी 
से न हम उसे बलात्‌ छीन सकते हैं और न चीर-फाड़ कर पेंक सकते 
हैं। उस रस का स्वाद बदलने के लिए तो हमें उससे अधिक मधुर 
ओपधि पिलानी पड़ेगी। जनत्र-जब बाहर की संस्कृति विवेकशूल्य होकर 
आई, उसे पराजय ही हाथ लगी; जब उसने विवेकबुद्धि से काम लिया, 
तब अपने पीछें विजय की ज्वलन्त कहानी छोड़ती गई है । 


श्फर श्वखत्ा 

पाश्चात्य संस्कृति ने हमें युद्ध की चुनौती न देकर मित्रता का हाथ 
चढ़ाया, इसीसे हमारा उससे कोई बाह्य सघर्ष भी नहीं हुआ | वह 
हमारी अनेक सामाजिक सस्थाशओं में प्रवेश पाते-पाते हमारे दृदय में 
प्रविष्ठ हो गईं और इस प्रकार त्रिना किसी संघर्ष के भी हमारे जीवन 
को उतना ही प्रभावित कर सकी जितना स्वयं हमारी संस्कृति कर 
सकती थी । उसकी उपयोगिता या अनुपयोगिता के सम्बन्ध में बहुत 
कुछ कहा जाता रह्य है और कहा जाता रहेगा, परन्तु इतना दोनों ही 
दशाओं में सत्य है कि उसने हमारे सामाजिक दृष्टिकोण को बहुत बदल 
दिया है | शासक-संस्क्ृति होने के कारण यह अन्य संस्क्ृतियों के समान 
हमारी संस्कृति में विलीन होना नहीं चाहती, अन्यथा इससे हमरे चिकात 
में कोई विशेष बाधा न पहुँचती । बर्तमात्न परिस्थितियों मे उसने हमारे 
शिथिल समाज के भीतर एक ऐसे समाज का निर्माण कर विया है 

जिसकी आत्मा भारतीय और शरीर अभारतीय जान पढ़ता है| इसेन 

. इम साथ ले चल सकते हैं और न छोड़ सकते हैँ। वह पश्चिमीय 
विचारधारा में बहकर भी उससे शासित नहीं होता और भारतीयतां में 
जीवित रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होता । 

सद्भठन की इन असुविधाओं के साथ-साथ विषम शर्थ-बिभाजन 
आऔर स्त्री की स्थिति समाज की नींव को खोखला किये दे रही हैं| इसका 
उत्तरदायित्धथ समाज और शासन-विभाग दोनों पर है सह्दी, परन्तु उससे 
उत्पन्, अव्यवस्था का अधिकाश समान को मिलता है| केवल शक्ति 
शासन हो सकता है, समाज नहीं बन सकता, निसको स्थिति मनुप्य 
स्वच्छल्द सहयोग पर स्थिर है। निरंकुश शासन, झासक का अन्त कर 
सकता है. निरंकुश समाज ममुष्यता को समात्त कर देता है । 


जीने की कला 


ग्यारह _ 
१९२४ 


प्रत्येक कार्य के प्रतिपादन तथा प्रत्येक वस्तु के निर्माण में दो 
आवश्यक श्रड्ढ हैं---तद्‌विषयक विज्ञान और उस विज्ञान का क्रियात्मक 
प्रयोग | बिना एक के दूसरा अन्न अपूर्ण ही रहेगा, क्योंकि प्रिना प्रयोग 
के ज्ञान प्रमागहीन है और पिना जान के प्रयोग झ्राधारद्दीन--अतः प्रत्येक 
विजान में क्रियात्मक कला का कुड न कुछ अश अवश्य रहता है और 
प्रत्येक क्रियात्मर कला भी अपने विभानविशेष की श्रनुगामिनी बन कर 
ही सफल होती है। ये दोनों इतने सापेक्ष हैं कि एक को जानने में दूसरे 
को जानना ही पढ़ता हूँ ! 

यहि हम रक्ञ और उनके मिश्रण के विपय्र में जान ले, तूलिका 
आदि के विषय में सब्र कुछ समझ लें, परन्तु कमी इस शान की प्रयोग 
की कमौटी पर न फर्से तो हमारा चित्रकला-विपवक शान परीक्षण के 
विना अयूर्ण दी रह जायगा । इसी अ्रकार यदि हम इस जाते के बिना 
हीं एकाएक रद्ध भरने का प्रवत्त करने लगे तो हमारा यह अवाव गी 
असफल ही कद्दा जायगा | चित्रकला की पूर्णता के लिए. क्रौर सफल 


की कडियों शत 


चित्रकार बनने के लिए, हमें तत्सम्बन्धी शातव्य को जानकर प्रयोग में 
लाना ही होगा । यदह्दी अन्य कलाओं के लिए भी सत्य सिद्ध होगा । 

यदि इम थ्यान से देखे तों संसार में जीना भी एक ऐसी कला 
जान पड़ेगा जिसमें उपयुक्त दोनों साधनों का होना अनिवाये हे। सामू- 
हिंक वथा व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ सिद्धान्तों का ज्ञान जितना 
आवश्यक है, उतना दी या उससे भी कुछ अधिक आवश्यक उन 
सिद्धान्तों का उचित अवसर पर उपयुक्त प्रयोग भी समभा जाना 
नचाहिंए. | यदि हम ऐसे सिद्धान्तों का भार जन्म भर ढोते रहें जिनका 
उपयुक्त प्रयोग हमें शात न हो, तो हमारीदृशा उस पशु से भिन्न न 
होगी जिसको बिना जाने ही शाज्रो और धमंग्रन्थों का भार वहन करना 
पड़ता हो। इसी प्रकार यदि हम बिना सिद्धान्त समझे उनका 
श्रनुपयुक्त प्रयोग करते रहें, तो हमारी क्रिया विना अर्थ समझे मन्ब्रपाठी 
शुक,की वाणी के समान निरथैक हो उठेगी। 

हमारे सस्कारों म, जीवन के लिए. आवश्यक सिद्धान्त ऐसे सूत्र 
रूप में समा जाते हैं, जो प्रयोग रूपी टीका के बिना न स्पष्ट हो पाते हैं 
आऔर न उपयोगी “सत्य ब्र॒यात्‌ को हम सिद्धान्त रूप में जान कर भी न 
अपना विकास कर सकते हैं और न समाज का उपकार, जब तक अनेक 
परिस्थितियों, विभिन्न स्थानों और विशेष काल्लों में उसका प्रयोग कर 
उसके वास्तविक श्रर्थ को न समझ लें---उसके यथार्थ रूप को हृदयज्ञम 
न कर लें | 

एक निर्दोष के प्राण बचाने वाला असत्य उसकी हिसा का कारण 
ढ़नने वाले सत्य से श्रेष्ठ ही रहेगा, एक कर स्वामी की अन्यायपूर्ण' आशा 
क्रो पालन करने वाले सेवक से उसका विरोध करने वाला अधिक 


(फ आखला 
स्वामिभक्त कहलायेगा और एक दु्बल पर अन्याय करने वाले श्रत्याचारी 
को छ्मा कर देने वाले क्रोधजित से उसे दशड देनेवाला क्रोधी 
संसार का अधिक उपकार कर सकेगा। अ्रन्य सिद्धान्तो के लिए भी 
यही सत्य है और रहेगा । 

सिद्धान्तों की जितनी भारी गठरी लेकर हम अपने कमंज्षेत्र फे द्वार 
तक पहुँचते हैं, उतना भारी चोभ लेकर कदाचित्‌ ही किसी श्रन्व देश 
के व्यक्ति को पहुँचना पड़ता हो, परन्तु फिर भी कार्यक्षेत्र में हमीं सबसे 
अधिक निष्क्रिय प्रमाणित होगे, कारण, हम अपने सिद्धान्तों को उपयोग 
से बचा-बचाकर उसी प्रकार रखने में उद्देश्य की सिद्धि समम लेते है, 
जिस प्रकार धन को व्यय से ब्रचाकर रखने वाले कृपण उसके सश्य में 
ही अपने उद्योग की चरम सफलता देख लेते हैं । 

परिस्थिति, काल और स्थान के अनुसार उनके प्रयोग तथा सपों 
के विषय में जानने का ने हमें अवकाश है न इच्छा। फल यह हुआ्रा 
कि हमारा जीवन अपूर्णा वस्तुओं में सब से अधिक अपूण होने का 
दुर्भाग्य मात्र प्राप्त कर सका | 

आज तो जीने की कला न जानने का श्रमिशाप देश-व्यापक है, 
परन्तु विशेष रूप से स्रियों ने इत अभिशाप के कारण जी कुछ यद्दा है 
उसे सहकर जीवित रहने का अभिमान करने वाले बिरले दी मिलेंगे | 
यह सत्य है कि हमारे देश में व्यक्ति को इतना महत्व दिया गया था कि 
कहीं-कठी हमे उसके विकास के साधन भी एक विचित्र अन्‍्वन जेमे 
लगने लगते दें | परन्तु यह कहना अन्याय दोगा कि उस प्राचीन युग के 
निवाध्तियों ने व्यक्तिगत विकास को दृष्टिमिन्ड अनाकर सामृद्रिक या 
सामाजिक विकास को एक चरण फे लिए भी हृप्टि से श्रोभल होने दिया ५ 


की कड़ियाँ की 


ड्नका जीवन-विषयक ज्ञान कितना वैयक्तिक- किन्तु व्यापक, «स्थिर 
किन्तु प्रत्येक परिस्यिति के ।अनुकूल और एक किन्तु' सामूहिक था, 
इसका प्रमाण हमें उन सिद्धल्तों में मिंल जाता है'जिनके आकर्षण से 
हम अपनी अंजशानावस्था में भी. नहीं छूट पाते और इस श्ञान का 
उन्होंने कैसा उपयुक्त तथा. प्रगतिशील प्रयोग किया, यह *समाज के 
निर्माण और व्यक्ति के जीवन के पूर्ण विक्रास को दृष्टि में रखंकर खोजे 
ग्रये साधनों से स्पष्ट हो जाता है। यदि हम शताब्दियों से केवल 
सिद्धान्तों का निर्जीव मार लिये हुए शियिल हो रहे हैं तो इसमें हमारा 
ओर हमारी परिस्थितियों का दोष है। ,यदि हम अपने जीवन को 
सज्ञीव और सक्रिय बनाना चाहते, अपनी विशेष परिस्थितियों मे उनका 
अगोग कर उनकी ,सामयिक अ्रनुकूलता-प्रतिकूलता, उपयुक्तता-अनुप- 
युक्तता का निश्चय कर लेते,और जीवन के ज्ञान और उसके क्रियात्मक 
प्रवाह को साथ बहने देते तो अवश्य ही हमारा जीवन उत्कृष्ट कला का 
निदर्शन होता । 

हमने जीवन को उचित कार्य से.विरत कर उसके “व्यवस्थापक 
नियमों को अपने पैर की वेड़ियाँ बनाकर उन्हें, मी भारी बना डाली 


अतः, आज यदि लक्ष्य तक पहुँचने की इच्छा भी भूल गये तो आश्चर्य 
ही क्यों होना चाहिए.। 


। 7 रण समय्‌ भारतीय नारी के पास ऐसा कौनसा विशिष्ठ गुण नहीं है 
जिसे पाकर किसी भी देश की मानवी देवी न ब्रन सकती हो 4 उसमें उस 
सहनशक्ति की सीमा सम्ाप्त,है जिसके द्वारा स्नुष्य घोर से घोरतर अग्नि- 
परीक्षा हँउते-हैँपते, पार, कर सकता है और. अप्रने खच्य के मार्ग में 


ब्राधाओं पर बाधाएँ देखकर नहीं -सिदर॒त्रा, उसमें वह त्यारा हे जो भनुष्य॑ 
१३ 


श खला 
की छुद्द सेस्हुद स्वारयुकूति को क्षण में नष्ट कर डालता है और उसे 
अन्य के कल्याणार्थ अपनी आहुति के लिए, प्रस्तुत कर देता है, उसमें 
मनुष्य को देवता की पंक्ति में बैठा देनेवाली वह पवित्रता है जो मरना 
नहीं जानती तथा उसमें हमारी संस्कृति का वह कोष है जिसकी किसी 
अन्य के द्वारा रक्षा सम्भव ही नहीं थी। वह आज भौ त्यागमयी माता, 
पतिद्रता पत्नी, स्नेहमयी बहिन और आशाकारियणी पुत्री है, जन संसार के 
जागृत अंशों की ल्लियों भौतिक सुखभोंग पर अपनी युगनीर्ण संस्कृति 
न्योछावर किये दे रही हैं | इन्हें त्याग के, बलिदान के और स्नेह के 
नाम पर सब्र कुछ आता है, परन्तु जीने की वह कला नहीं श्राती जो 
इन अलौकिक गुणा को सजीव कर देती ! 

जीर्ण से जी कुदीर में बसनेवालों में भी कदाचित्‌ ही कोई ऐसा 
अभागा निर्धन होगा, जिसके उजड़े ऑगन में एक भी सहनशीला, 
त्यागमयी, ममतामयी क्री न हो | 

स््री किस प्रकार अपने द्वृदय को चूर-चूर फर पत्थर की देव-प्रतिमा 
बन सकती है, यह देखना हो तो हिन्दू शहस्थ की, दुधमुँही बालिका से 
शापमयी युवती में परिवर्तित होती हुई विधवा को देखना चाहिए जो 
किसी अजात व्यक्ति के लिए. अपने हृदय की, छृदय के समान ही प्रिय 
इच्छाएं कुचल-कुचल कर निर्मल कर देती है, सतीत्व और समम के 
नाम पर अपने शरीर और मन फो आमानुपिक यन्त्रणाओ्रों के सहने का 
अभ्यस्त चना लेती है और इसपर भी दूसरों के अमम्नल के भय से श्राँसों 
में दो बूँद जले भी इच्छानुसार नहीं आने दे सकती। अर्थाश्निनी की 
खेडम्बना का मार लिये, सोता सावित्री के अलौडिक तथा पवित्र ध्ादर्श 
का भार, अपने रौंदे हुए जीण शी स्वीत्व पर किसी अकार संभाल कर 


की-कड़्ियों १८६ 
क्रीतदासी के समान अपने मद्रप, दुराचारी तथा पशु से भी निष्कृष्ट 


स्वामी की परिचर्या में लगी हुई और उसके दुष्यंबहार को सहकर भी 


देवताओं से जन्म-जन्मातर में उसीका सद्भ पाने का वरदान मॉगने वाली 
पंलनी को देखकर कौन अ्राश्वर्या मिभूत न हो? उठेगा १ पिता के इच्धितमात्र 


से अपने जीवन-प्रभात में देखे रक्लीन स्वप्तों को विस्मृति से ढककर 
ब्रिना एक दीघ॑ निश्वास लिये अयोग्य से अयोग्य पुरुष का अनु- 


गमन करने को प्रस्तुत पुत्री को देखकर किसका हृदय न भर आवेगा ! 
पिता की अ्रद्यल्षिका और वैभव से वश्चित दरिद्र भगिनी को ऐश्वय्ये का 
उपभोग करनेवाले भाई की कलाई पर सरलभाव से रक्षाबन्धन बॉधते 
देख कौन विश्वास कर सकेगा कि ईर्ष्या भी मनुष्य का स्वाभाविक विकार 
है और अनेक साहसहीन निर्जीव-से पुत्रों द्वारा उपेक्षा और अनादर से 
आहत हृदय ले उनके सुख के प्रयत्न में लगी हुई माता को देख कौन 
क्वचित्‌ कुमाता न भवति” कहनेवाले को स्ली स्वभाव के गम्भीर रहस्य 
का'अन्वेषक न मान लेगा ! परन्तु इतनी अधिक सहनशक्ति, ऐसा 
अप्रतिम त्याग' और ऐसा अलौकिक साहस देखकर भी देखनेवाले के 
हंदय में यह प्रश्न उठे बिना नहीं रहता कि क्या ये विभूत्तियोँ जीवित 
हैं | यदि सजीवता न हो, विवेक के चिह्न न हों तो, इन गुणों का 
मूल्य दी क्यों है। क्या हमारे कोल्हू में जुता बैल कम सहनशील है ! 
कैम यन्त्रणाएं मोगता है १ शत्र हमारे द्वारा किये गये किसी अपमान का 
प्रतिकार नहीं कर सकता; सब प्रकार के आघात बिना हिले-डुले शान्ति 
से सह सकता है, हम चाहे' उसे अतल जल में बहा कर मगर-मच्छ के 
उदर भे पहुंचा दें, चाहे चिता पर लिणाकर राख करके हंवा में उड़ा 
दें,'पेरेन्तु उतके मुख से'न निश्वास निकलैगी, न आह, न निरन्तर खुली 


श्खला 

पथराई झा ६२३००००॥ अंग कम्पित होंगे! परन्तु क्या हम 
उसकी निष्कियतो कीअशर्ती कर सकेंगे ९ ल्‍ 

आज हिन्दू क्नी भी शव के समान ही निस्पन्द है। संध्कारों ने 
उसे पक्षाघात के रोगी के समान जड़ कर दिया है, थ्रतः अपने सुस- 
इुःख को चेष्टा द्वारा प्रकट करने में भी वह असमर्थ है। 

इसके अतिरिक्त ऐसी सीमातीत सहिष्णुता की प्रशंसा सुनते-सुनते वह 
अब इसे अपने धर्म का आवश्यक अंग समभने लगी है। 

जीवन को पूरण' से पूर्ण रूप तक विकसित कर देने योग्य सिद्धान्त 
उसके पास हैं, परन्तु न उनका परिस्थिति विशेष में उचित उपयोग ही 
वह जानती है और न उनका अर्थ ही समझती है. अतः जोवन और 
सिद्धान्त दोनों ही भार द्ोकर उसे वैसे ही संज्ञाहीन किये दे रहे हैँ, जैसे 
औष्म की कड़ी धूप में शीतकाल के भारी और गर्म वच्र पहिने हुए 
पथिक को उसका परिधान | जीवन को अपने साँचे में दालकर सुन्दर 
ओर सुडौल बनाने वाले सिद्धान्तों ने ही अपने विपरीत उपयोग से मार 
बनकर उसके सुकुमार जीवन को उसी प्रकार कुरूप और वामन बना 
डाला है जिस प्रकार हाथ का सुन्दर कट्ठय चरण में पहना जाने पर 
उसकी इद्धि को रोककर उसे कुरूप बना देता है। 

,.. हिन्दू समाज ने उसे अपनी प्राचीन गौरव-गाथा का दर्शन मात्र 
चनाकर रख छोड़ा है | और वह भी मूक निरीह भाव से उसकी बहने 
करती जा रही है । शताब्दियों पर शतान्दियाँ च्रीती चली जा रही हैं, 
समय की लहरों में परिवर्तन पर परिवर्तन बहते श्रा रहे हैं, परिध्यितियाँ 
बदल रही हैं, परन्तु समाज केवल स्त्री को, जिसे उतने दासता के थ्तिरिकछि 
आर कुछ देना नहीं सीसा, प्रलय की उथल पुथल में मी शिला के समान 


की कड़ियाँ श्६१्‌ 


स्थिर देखना चाहता है | ऐसी स्थिरता मृत्यु का शज्वार हो सकती हे, 
जीवन का नहीं | अवश्य ही मृत्यु में भी एक सौन्दर्य है, परन्तु वह जीवन 
के रिक्त त्थान को तो नहीं भर सकता ! के 
घन की प्रभुता या पूँ जीवाद जितना गहित है उतना ही गई्दित रूप घ॒र्म 
और अधिकार का हो सकता है, फिर उसके विषय में तो कहना ही व्यर्थ 
है जिसे धन, धमे और अधिकार तीनों प्रकार की प्रभुता प्राप्त हो चुकी हो। 
समाज में उपाजन का उत्तरदायित्व मिल जाने से पुरुष को एक 
प्रकार का पूजीपतित्व तो प्राप्त हो ही गया था, शक्ति अधिक होने के 
कारण अधिकार मिलना भी सहज-प्राप्य हो गया | इसके अतिरिक्त शास्त्र 
तथा अन्य सामाजिक नियमों का निर्माता होने के कारण वह अपने आपको 
झधिक से अधिक स्वच्छुन्द और सनी को कठिन से कठिन बन्धन में रखने 
में समर्थ हो सका | 
धीरे-घोरे बनते-बनते स्ली को बाँध रखने का सामाजिक, धार्मिक 
तथा आर्थिक उपकरणों से बना हुआ यन्त्र इतना पूर्ण और इतना सफलता- 
युक्त सक्रिय हो उठा कि उसमें ढल कर स्त्री केवल सफल दासी के रूप 
में ही निकलने लगी। न उसकी मानसिक दासता में कोई अभाव या 
न्यूनता थी और न शारीरिक दासता में-विद्रोह तो क्या अपनी स्थिति 
के विषय में प्रश्न करना भी उसके लिए छीवन में यन्नणा और मृत्यु के 
उपरान्त नरक मिलने का साधन था | थ्राज यन्‍्त्रों के युग में भी दासत्व 
के इस युराने परन्तु दृढ़ यन्त्र के निर्माण-कौशल पर हमें विश्मित होना 
पढ़ता है, क्योंकि इसमें मूक यन्त्रणा सहने वाला व्यक्ति ही सहायता देने 
बले के कार्य में बाधा डालता रहता है। मनुष्य को न नेष्ट कर उसको 
भनुष्यता को इस प्रकार नष्ठ कर देना कि वह उस हानि को जीवन का 


' आअंखला 
सबसे उज्ज्वेले-अंबस्रिअहुमूल्य और सबसे आवश्यक लाभ समभने लगे, 
असम्भव नहीं तो कठिनतम प्रयाससाध्य अवश्य है। प्रत्येक बालिका उत्पन्न 
होने के साथ ही अपने आपको ऐसे पराये घर की वस्तु बनने और मानने 
लगती है जिसमें न जाने की इच्छा करना भी उसके लिए पाप है। विवाह 
के व्यवसाय में उसकी विद्या पासड्ड बने हुए ढेले के समान है जो तुला 
को दोनों ओर समान रूप से गुरु कर देता है, कुछ उसके मानसिक 
विकास के लिए नहीं। उसकी योग्यता, उसकी कला पति के प्रदर्शन तथा 
य॑ की वस्ठु है, उसे सत्य शिव सुन्दरम्‌ तक पहुँचने का साधन नहीं, 
उसके कोमलता, करुणा, झाश्ञाकारिता, पवित्रता आदि गुण उसे पुरुष 
की इच्छानकूल बनाने के लिए आ्रावश्यक हैं, संसार पर कल्याण वर्षा के 
लिए नहीं। न खत्री को अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाने का अधिकार 
है और न समाज-द्वारा निर्धारित विधान के विरुद्ध कुछ कहने का । 
उसका जीवन पुरुष के मनोरञ्ञन तथा उसकी वश्रद्धि के लिए दस प्रकार 
चिरनिवेटित हो चुका है कि उसकी सम्मति पूछने की द्यावश्यकता का 
अन्तुभव भी किसी ने नहीं क्या । वातावरण भी भीरे-धीरे उसे ऐसे ही 
मूक आजा-पालन के लिए प्रस्तुत करता रहता है । ण्िणी का कर्तव्य बम 
महत्वपूर्ण नहीं यदि वह साप्रिकार और स्वेच्छा ते स्वीकृत ही | जिम यह 
को बचपन से उसका लक्ष्य जनाया जाता हैँ,यंदि उस पर उने अन्नन्वार 
पाने के अतिरिक्त कोई और श्रधिकार भी होता, जिस पुरुष झे लिए 
उसका जीवन एकान्त रूप से निवेदित है! यदि उसके जीवन पर उसका 
भी कोई स्वस्व होता तो यद दासता खुद्दणीय मभुता तन जाती | परस्यु 
जिस शहद के द्वार पर मी वह बिना “शहपति ही श्ाश्ा के पैर नहीं रब 
सकती, जिस पुरुष,के घोर से घोर अन्याय, म्रीच़ से नीच आचरश के 


की कड़ियाँ १६३ 
विरोध में दो शब्द कहना भी उसके लिए; अपराध हो जाता है, उस गृह 
को बन्दीणह और पुरुष को कारारक्षक के अतिरिक्त वह और क्या समझे ! 

इसमें सन्देह नहीं कि ऐसी परिस्थिति का कुछ उत्तरदायित्व स्त्री पर 
भी है, क्‍योंकि उसे जीने की कला नहीं आ्राती, केवल युगयुगान्तर से चले 
आने वाले सिद्धान्तों का भार लेकर वहुस्वयं/ही अपने लिए, भार हो उठी है। 

मनुष्यता से ऊपर की स्थिति को अपना लक्ष्य चनाने से प्रायः मनुष्य 
देवता की पाषाणप्रतिमा बन कर रह जाता है और इसके विपरीत मनुष्यत्ता 
से नीचे उतरना पशु की श्रणी में आ जाना है| एक स्थिति मनुष्य से 
ऊपर होने पर भी निष्क्रिय है, दूसरी इससे नीची होने के कारण मनुष्यता 
का कलझु है। अ्रतः दोनों ही स्थितियों में मनुष्य का पूर्ण विकास सम्भव 
नहों । हमारे समाज में अपने स्वार्थ के कारण पुरुष मनुष्यता का कलद्लु हैं 
और स््री अपनी आशानमय निस्पन्‍्द सहिष्णुता के कारण पाषाण सी उपेक्ष- 
णीग्न--दोनों के मनुष्यत्व-युक्त मनुष्य हो जाने से ही जीवन की कला 
“विकास पा सकेगी जिसका ध्येय मनुष्य की सहानुभूति, सक्रियता, स्नेह 
आदि गुणों को अधिक से अधिक व्यापक बना देना है । 

जीवन को विक्ृत न बनाकर उसे सुन्दर और उपयोगी रूप देने 
के इच्छुक को अपने सिद्धान्तों से सम्बन्ध रखने वाली अन्तमुंखी तथा 
उन सिद्धान्तों के सक्रिय रूप से सम्बन्ध रखनेवाली बहिर्मुखी शक्तियों को 
पूर्ण विकास की सुविधाएँ देनी ही पड़ेंगी। वही इच्त पृथ्वीतल पर जिना 
अवलम्ब के अकेला खड़ा रह कर भा के प्रह्रों को मलयतमीर के 
भोंकों के समान सहकर भी हरा-भरा फ़ल-फूल से युक्त रह सकेगा, 
जिसकी मूलस्थित शक्तियाँ विकसित और सभ्ल हैं और उसी की 
मूलस्थरत दृढ़ रद्द सकते है जो घरातल से बाहर स्वच्छुन्द वातावरण में 


श्ध्डे 


साँस लेता है। जन बहमुंखी शक्तियों भी अन्तमंखी होजातो हैं तत्र 
बाह्य सक्रियता नष्ठ हुए. ब्रिना नहीं रहती । आज चाहे हमारी आध्या- 
त्मिकता, भीतर ही भीतर पाताल तक फैल गई हो परन्तु जीवन का 
व्यावहारिक रूप विकृत सा होता जा रहा है। जीवन फा चिंह्द केवल 
काल्पनिक स्वर्ग में विचरण नहीं है किन्तु ससार के कंथ्काकीर्ण पथ को 
प्रशस्त बनाना भी है। जत्॒तक बाह्य तथा आन्तरिक विकास सापेक्ष नहीं 
बनते, हम जीना नहीं जान सकते ॥ 


[२] 
२ युद्ध और नारी रे 
३. नारीत्व का अमिशाप 
४. आधुनिक नारी [ १] कर डर 
[२] कि का 
५. घर और बादइर [१]. -.. 
[२] सा 
[३] सन 


निर्देशिका 


“हमारी *्/ंखला की कड़ियों [ १ ] 


दिन्‍्दू ज्री का पत्नीत्त 


, जोवन का व्ययत्ाय [ १ ] 


[१] 


ज्री फे अथस्वातन्य का प्रश्न [ १] 


[२] 


इमारी समस्याएँ [ १] 


[२] .. 5 


, समाज और उ्यक्ति 
$१ 


जीवन की कला 


१--१३ 
१४--२६ 
२७-- ३४ 
३४--४४ 
४४-५२ 
४३--६० 
६१--२ 
७३--८४ 
(० शक प। 

€१--१०४ 
१०५--१ १२ 
१६३--१५१२ 
२२ ३--१ पृ० 
२३१-- १३८ 
१३६---१५१ 
१४२--१६२ 
१६३--१८२ 
१८२- १६४ 


